कुरान ओर धामिक मतभेद 


क्रान और धामिक मतभेद 
अथात्‌ 
मोलाना अबुल-कलाम आज़ाद लिखित “तजुमानुल- कुरआन” 
के एक अध्याय का हिन्दी अनुवाद 


अनुवा दक 
सय्यद ज़हूरुल हुसेन हाशिमी, 
भागलपुरी । 


दिल्ली : 
(हे 
तजुपानुल- कुरान कायालय 
नं० १०, दरियागंज 
सन्‌ १९३३ इ० 
मूल्य है | 


एला5609568 7५ 
जाट 409प774-782०) 8७४ 6 94[058778 77688, 5.]87 87080. 


इस पुस्तक के प्रकाशन अथवा अनुवाद 
करने का दृक़ सिफ़ तजुमानुल-कुरआन 
कायोलय के लिए सुरक्षित है । - - 


प्रण्ाप्रठप्चघ66 5 ६ 9७ 
(27706 ०7 ४09 787 प्र8००१-(एप्ए ७09, ॥०0007 . 


तुममें से हर एक गिरोह के लिए हमने (अल्यग भअल्कग) 
धार्मिक नियम और (अलग अलग) राघ्ते ठहरा दिये हैं । 
अगर खुदा चाहता तो तुम सब को एक हो संप्रदाय बना 
देता, लेकिन (रखने ऐसा नहीं किया) इसक्षिए कि जो कुछ 
तुम्हें दिया गया है इसी में तुम्हारी परीक्षा करे। पश्ष नेकी 
की राह में एक दूसरे से आगे भबरढ़ निकलने की कोशिश 
करो । भ्रंत में तुम सब को अल्लाह की तरफ लौटना है। 
फिर वह तुम्हें बतक्ायेगा कि जिन बातों में एक दूसरे से 
भिन्नता रखते थे उनकी अस्क्षीयत क्‍या है। -- धरा ४. ५२। 


विषय-सूची 


विषय 

भूमिका 

निवेदन 
१ | हिदायत ( ज्ञान-विकास ) 
२। एक-पमत 
३ । धर्म ओर विधान 
४। सांप्रदायिकता 
५। कुरान का उपदेश “'' 


पृष्ठ 


१४ 
३९ 
४५ 
७ब्‌ 


भूमिका 


मुझे हज़ारीबाग़ जेल में मोलाना अबुलकलाम आज़ाद कृत 
उद टीका और भाष्य के साथ कुरान पढ़ने का सौभाग्य हुआ | 
खेद है कि अभी तक पूरी पुस्तक छप कर नहीं निकली । और जो 
अंश छपा है उसी के देखने से ऐसी धारणा हुई कि यदि इस पुस्तक 
का हिन्दू पढ़ सकेंगे तो देश का बड़ा उपकार होगा । 


मोलवी सेयद ज़हुरुल-हुसेन हाशिमी का विचार हुआ कि 
इसका वह अंश जिसमें इस्लाम का अन्य धम्मों के साथ सम्बन्ध 
दशोया गया है अविलम्ब हिन्दी में अनुवादित करके हिन्दू जनता के 
सामने रखा जाय । उन्होंने यह काय्य कुछ मित्रों के परामर्श और 
सहायता से आरम्भ भी कर दिया । कुछ दिनों में यह काम समाप्त 
हा गया, और मुमे भी उद तथा हिन्दी प्रतियों के देखने का सुअव- 
सर मिला । मेरा विश्वास है कि इसे पढ़ कर हिन्दीभाषी इस्लाम के 
महत्व और उसकी उदारता के। समझ सकेंगे ओर बहुत सी ग़लत- 


को ८५ रे 


फ्रदमियां जे। फेली हुई हैं, दूर हो सकेंगी । 


भारतवष में हिन्दू-मुसलिम समस्या बहुत जटिल दीख पड़ती है। 
इसके बहुतेरे कारण हेँ--ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक । 
दोनों जातियाँ एक दूसरे के धम्म॑ के महत्त्व से अनभिज्ञ हैं और 
जानकारी प्राप्त करने की उन्हें विशेष सुविधा भो प्राप्त नहीं है। 


( २ ) 


ऐसी अवस्था में दोनों एक दूसरे के धम्मसम्बन्धी बिचारों को 
सन्देह की दृष्टि से देखती हैं, और सामाजिक तथा धामिक रीतियों 
के कारण स्थान स्थान पर असहिष्णुता का प्रद्शन करती हैं जिसका 
रूप कभी कभी अत्यन्त भयद्भर और अमानुषिक हो जाया 
करता है । 


इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि दोनों जातियों को 
इसका सुअवसर और प्रोत्साहन दिया जाय कि एक दूसरे के धम्म॑- 
सम्बन्धी विचारों की जानकारी प्राप्त करें। अविद्या और अज्ञान 
अनेक अनर्थों का कारण हुआ करता है, ओर आज भारतवष की 
इस जटिल समस्या के हल करने का एक साधन इस अविद्या और 
अज्ञान का दूर करना है। यहद्द इस प्रकार को पुस्तकों के प्रकाशन 
ओर प्रचार से दूर हो सकंता है जेसी मौलाना अबुलकलाम 
आज़ाद साहिब ने लिखी है । हिन्दुओं में इस प्रकार का प्रयत्न एक 
दूसरे विद्वान डाक्टर भगवान दास जी की लेखनीद्वारा हो रहा है । 


सच पूछिए तो सभी धर्मों के सवोच्च सिद्धान्त थोड़े ही हैं 
और मिलते जुलते हैं । सारे कगड़े, आचार-व्यवहार रीति-नीति 
रस्म-रिवाज़ में भेद के कारण ही होते हैं। जैसा मोलाना साहिब 
ने दिखलाया है इनमें भद्‌ होना अनिव्राय है, क्योंकि देश काल की 
विभिन्नता से ओर अलग अलग जातियों के बीच धम के प्रचारित 
होने से सभी बातों में समानता होना असम्भव था । जब इश्बर के 
संसार में दो मनुष्य अथवा कोई दो चीज़ें ठीक एक दूसरे के 


( ह 9) 


समान नहीं हैं और इस वैचित्रय में भी सुन्दरता और शक्ति 
मलकती हैं तो धर्मो' के सभी आचार-व्यवहार रस्म-रिवाज़ एक 
समान कैसे हो सकते हैं ? पर हमारी भूल यह है कि हम इन वाहच 
आउडम्बरों को--इन .फुरूआत को--धर्म का मुख्य अज्ग समम बैठे 
हैं और इनके कारण एक दूसरे का सिर तोड़ कर इश्वर के उन 
नियमों का गला घोटते हैं जो सब के लिए समान रूप से मान्य हैं । 
,  आय-धर्म, जो आज हिन्दूधम के नाम से अधिक प्रचलित है, 
उन्हीं सिद्धान्तों को अनादि काल से भानता ओर प्रचारित करता 
आया है जिनके इस्लाम ने आज से १३५० वे पूर्व फिर से 
प्रचारित किया । मौलाना आज़ाद साहिब ने प्रतिपादित किया है कि 
इस्लाम के दो ही मुख्य सिद्धान्त हे--एक, इश्वर में अटल विश्वास 
ओर दूसरा सदाचार का जीवन । आयप्रन्थों से इसी आशय के 
अनेक प्रमाण उद्धृत किये जा सकते हैं, और जो इस विषय का 
विशेष रूप से अध्ययन करना चाहेंगे उनको इसमें कोइ कठिनाई 
नहीं हे।गी । यहाँ पर कुछ उद्धरण दिये जाते हैं जो इस विषय में 
दोनों धर्मों के सामञ्जस्यथ को प्रमाणित करते हैं । 


एंवसाचारतो हृष्ठा धम्मस्य मुनयो गतिम्‌। 
सवस्य तपसो मूलमाचारं जयूहुः परम्‌॥ 
मनुस्मति १। ११० 
इस प्रकार मुनियों ने आचार से धम प्राप्त देखकर सब तपों के 
मूल आचार को ग्रहण किया है-- 


( ४ ) 


ध्ृति: क्षमाद्मोउस्तेये शौचमिन्द्रियनिम्रह: । 
धीविद्यासत्यमक्रोधोद्शकं धमलक्षणम्‌ | 
मनु ६। ८२ 


घैय्य, क्षमा, दम ( अथोत्‌ मन को रोकना ), अस्तेय ( चोरी 
न करना ), शौच ( बाहर भीतर की शुद्धि ), इन्द्रियनिप्रह, धी, 
विद्या ( अथोत्‌ ब्रह्मविद्या ) , सत्य और अक्रोध--ये दस धम्म के 
लक्षण हैं । 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिप्रह: । 

एतं सामासिकं धम चातुवंणर्यअ्रवीन्मनु: ॥ 
मनु १०। ६३ 
अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, पविन्नता और इन्द्रियनिग्रह, 

यह चारों वर्णों का संक्षिप्त धर्म मनु ने कहा है । 

सर्वेषां य: सुहन्नित्यं सर्वेषां च द्विते रत: । 

कम्मंणा मनसा वाचा स धम वेद जाजले॥ 
मद्दाभारत--शांतिपबव २६१। ९ 


है जाजले ! उसी ने धर्म को जाना जो कम से, मनसे ओर वचन 
से सब का हित करने में लगा हुआ है ओर जो सभी का नित्य 
स्‍्नेही हे । 

श्रीमदूभगबद्रीता में तो बहुत से श्छोक मिलेंगे जो इस विषय 
को प्रतिपादित करते हैं। यहां केवल बारहवें अध्याय की ओर 


( ५ ) 


ध्यान आकषित किया जाता है ओर उसी में से कुछ वाक्य दिये 
जाते हैं-.. 


अद्वेष्टा सवभूतानां मेत्र: करुण एवं च। 
निममो निरहंकार: समदु:ख सुखःक्षमी ॥ 
सन्तुष्ट: सतत॑ योगी यत्तात्मा दृढ़निश्चय:। 
मय्यपित मनो बुद्धियोमद्भक्त: समे प्रिय: ॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः | 
हथामष भयोद्वेंगै: मुक्तो य: स च मे प्रिय: । 
अनपेक्ष: शुचिदंक्: उदासीनो गतव्यथ: । 
सवोरम्भपरित्यागी यो मद्भक्त: स में प्रिय: ॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य: स मे प्रिय:॥ 
सम: शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो: | 
शीतोष्ण सुखदुःखेषु सम: सद्भविवर्जित:॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमानी सन्तुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेत: स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ 
ये तु धम्योम्रतमिदं यथोक्त॑ पयु पासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेइतीव मे प्रिया: ॥ 
भ०गी० १२। 


जो किसी प्राणी से भी द्वष न करे, जो सब के साथ सित्रता का 
वत्ताव करे, जो दयालु हो, जो ममता का त्याग करे, जो अहंकार 


( ६ ) 


से रहित हो, जो दुःख सुख के समान माने, जो क्षमाशील है, जो 
सदा संतोषी है, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया, जिसका 
निश्चय दृढ़ है, जिसने अपना मन ओर बुद्धि मुझमें (इश्वर में) 
अपण कर दी है, जो मेरा भक्त है--ऐसा योगी मुझको प्यारा है। 

जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, ओर जिसे लोगों से उद्बंग नहीं 
होता, जो हष, क्रोध, भय, ओर घबराहट से मुक्त है--वह मुमे 
प्यारा है । 

जो किसी से कुछ इच्छा नहीं रखता, जो पवित्र है, कुशल है, 
उदासीन है, किसी बा। का दुःख नहीं मानता, जिसने ( काम्यफलों 
के ) सब आरंभों के त्याग दिया हे--ऐसा मेरा भक्त मुमे 
प्यारा है । 

जो न हर्षित होता है, न हूंघप करता है, न शोक करता है,न 
इच्छा करता है, जिसन भले और बुरे (दोनों तरद्द के कमफलों) का 
त्याग कर दिया है--ऐसा मेरा भक्त मुमे प्यारा है । 

जो शत्रु ओर मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जो मान 
ओर अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख ओर दु:ख में समान रहता है, 
जो संगरद्वित (बेलौस) है, जिसके लिए निंदा और स्तुति बराबर है, 
जो मौनी (मितभाषी) है, जहाँ तहाँ से जो कुछ मिल जाय उसी से 
संतुष्ट रहता है, जिसका कोई रहने का स्थान नहीं, जिसकी बुद्धि 
स्थिर है--ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है । 

जो श्रद्धा के साथ इश्वरपरायण द्वोकर इस धमामृत का ठीक 
ठीक सेवन करते हैं--ऐसे मेरे भक्त मुमे बहुत प्यारे हैं । 


( ७ ) 

मोलाना ने एक विषय और भी प्रतिपादित किया है, और वह 
यह है कि इंश्वर ने समय समय पर सभी देशों में अपने पैग़म्बर 
भेजे हैं जिन्होंने धर्म की शिक्षा दी है । यह गीता के उन रछोकों से 

भी प्रतिपादित होता है जो चोथे अध्याय में आये हैं । 
यदा यदा हि. धमस्य ग्लानिभंवति भारत। 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मान॑ सजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे॥ 
गी० ४।७५, ८ 
है अजुन ! जब जब धर्म की हानि ओर अधम की वृद्धि होती है 
तब तब में अवतार लेता हूँ । सज्जनों की रक्ता, दुजनों के विनाश 

ओर धमम की पुनःस्थापना के लिए में युग युग में पेदा होता हूँ । 


में आशा करता हूँ कि हिन्दीभाषी इस छोटी पुस्तिका से 
लाभ उठाबेंगे और मौलाना अबुलकलाम आज़ाद कृत कुरान के 
पूरे भाष्य के हिन्दी संस्करण का इन्तिज़ार करेंगे। में यह भी 
आशा करता हूँ कि पूरे भाष्य को पढ़ने की उनकी यह इच्छा शीघ्र 
ही पूरी होगी । 


राजेन्द्रप्रसाद 
हज़ारीबाग़ सेन्ट्रल जेल, 


आपषाढ़ कृष्ण ५ सम्बत्‌ १९८९ 


निवेदन 

१९३२ इ० को जनवरी में जब सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हुआ, 
तो बिहार प्रान्त के अ्रन्य देश-सेवकों के साथ मुझे भी गिरफ्तार 
होने की इज़्जत हासिल हुई्ड। में हज़ारीबाग़ जेल भेजा गया। 
वहाँ मुके अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि मौलाना अबुलकलाम 
आज़ाद का “तजुमानुल- कुरआन?” यानी कुरान का डदूं भाष्य छप 
कर प्रकाशित हुआ, ओर डसकी एक प्रति जेल के अन्दर मुमे मिल 
गई । यह्द पुस्तक कैसी है ओर इसके अन्दर क्या अमूल्य रत्न भरे 
हैं, इसके लिए सिफ् इतना कह देना काफ़ी है कि यह मौ० अबुल- 
कलाम श्राज़ाद के मस्तिष्क ओर क़लम से निकली है। मोलाना 
आज़ाद आज दिनन्‍्दुस्तान के मुसलमान लेखकों में सवोच्च श्रेणी के 
लेखक माने जाते हैं, ओर उनके क़लम से निकली हुई एक एक पंक्ति 
उस श्रद्धा तथा प्रतिष्ठा के साथ पढ़ी जाती है जो उदृ भाषा के 
अन्य किसी लेखक को प्राप्त नहीं है । 

जब इस पुस्तक की जेल के दोस्तों में चचो हुई, तो सब ने बड़ 
शौक़ से इसका अध्ययन किया, ओर एक साथ सब को ख्याल 
हुआ कि अगर इसका हिन्दी में अनुवाद हो जाय, तो इससे देश 
तथा साहित्य की बड़ी सेवा होगी । 

हिन्दुस्तान में एक हज़ार वर्ष से हिन्दुओं ओर मुसलमानों का 
साथ है। परमात्मा की यही इच्छा हुई कि दोनों धमो' के मानने- 


( १० ) 


वाले एक द्वी देश में बसें, ओर एक ही देश के अपनो मात्भूमि 
सममभें । इसलिए ज़रूरी था कि हिन्दू मुसलमान एक दुसरे के 
धम्म और मजहब को भली भांति समकते और एक दुसरे का 
आदर करते | लेकिन बद-नसीबी से मौजूदा जमाने में प्रथकत्व ओर 
ओर बेगानगी की कुछ ऐसी हवा चल गई है कि एक दुसरे को 
सममभना तो दूर रहा, एक दूसरे के खिलाफ तरह तरह के पक्षपात 
ओर शगलतफहमियाँ दोनों ओर के लोगों में पैदा हो गई हें, 
जिसका परिणाम यह है कि एकता की लगातार कोशिश करने पर 
भी हिन्दू-मुसलिम नाइत्तिफाक्की ओर बेमनस्य रोज बरोज़ बढ़ते 
ही चले जाते हैं | 


मुसलमानों ने अपने साहित्य के उत्कष काल में हिन्दुस्तान के 
धामिक ग्रन्थों की खोज की थी। उन दिनों अबूमअशर फ्लकी, 
अबुरैद्दान अल-बीरूनी, ओर शहरिस्तानी जैसे भारतीय साहित्य के 
पंडित पैदा हुए । फिर जब हिन्दुस्तान में इस्लामी राज्य क्रायम हो 
गया ते सुलतान फ़ीरोजशाह, जैनुल-आबिदीन, अकबर, ओर दारा- 
शिकोह जैसे साहित्यप्रेमी बादशाहों ने हिन्दू धम्मंग्रन्थ और हिन्दू 
साहित्य की पुस्तकें फ़ारसी भाषा में अनुवाद कराई | इसी तरह 
हिन्दुओं में भी इस्लामी साहित्य के जाननेवाले पेदा हुए जिन्होंने 
इस्लामी अध्यात्म पर बहुत सी किताबें लिखीं जो आज तक 
मौजूद हैं | इस्लाम और हिन्दू धम्म के इसी पारस्परिक प्रेम और 
मेल जोल का परिणाम था जिसने कबीर ओर गुरू नानक की 
अमुल्य शिक्षाओं का रूप धारण किया। लेकिन अक़रसोस है कि अब 


( ११ ) 


यह बातें स्वप्नवत्‌ हो गई हैं । बेगानगी की इतनी चौड़ी नदी दोनों 
धम्माँ के माननेवालों के बीच बहने लगी है कि एक किनारे पर 
बसनेवाला दूसरे किनारे की कोइ ख़बर ही नहीं रखता । 

वर्षों से मेरा विश्वास है कि हिन्दू-मुसलिसम एकता सिफ्र 
राजनीतिक शिक्षा द्वारा क़ायम नहीं हो सकती । वास्तविक कारण 
जिसने आपस के प्रेम की राह में रोड़े बिछा दिये हैं धाम्मिक 
सं कीणंता और मजहबी पक्षपात है। जब तक यह चीज़ दूर नहीं 
होगी, ओर सच्ची धार्मिक शिक्षा के द्वारा लोग एक दुसरे से 
इत्तिफाक़ ओर प्रेम न अनुभव करेंगे, केवल राजनीतिक एकता का 
उपदेश कुछ फ़ायदा न करेगा । सांस्कृतिक ((/०!४प४०)) एकता ही 
वास्तविक एकता है। 

इस लक्ष्य तक पहुँचने की सिफः एक ही राह है, ओर बह यह 
है कि इस तरह के सहानुभूतियुक्त धामिक अनुसन्धान के 
परिणामों को साधारण जनता में खूब प्रचार किया जाय, ओर 
कोशिश की जाय कि मुसलमान हिन्दूधम के उसके असली रूप में 
देख सकें, ओर हिन्दू इस्लाम की वास्तविक शिक्षा से जानकारी 
प्राप्त कर सके । जब दोनों गिरोह एक दूसरे के धम्म को पूरा रूप से 
समम लेंगे तो पारस्परिक द्षघभाव तथा वेमनस्प अनायास दूर 
हो जायगा । 

यही विचार था कि जो उस समय जेल में तमाम दोस्तों के 
सामने आया, और उनके परामश से मेंने “तजुंमानुल- कुरान” का 
हिन्दी अनुवाद करना शुरू कर दिया । 


( १२ ) 


उस वक्त चूँकि पूरी किताब का अनुवाद करना कठिन था। 
इसलिए आपस की सलाद से ते पाया कि पहले इसके उस भाग 
का अनुवाद किया जाय जिसमें समस्त धर्मों के मूल सिद्धान्त के 
एक होने की व्याख्या की गई है । अनुवाद प्रारम्भ कर दिया गया 
ओर मेरी रिद्ाइ से पहले वह समाप्त भी हो गया । 


उदूं से हिन्दी में अनुवाद करना यद्यपि कठिन कार्य नहीं है, 
क्योंकि भाषा एक ही है, फ़क सिफ़ इतना ही है कि उद्‌ में फ़ारसी 
ओर अरबी के शब्द अधिक आते हैं और हिन्दी में संस्कृत के, 
ओर वह फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है, यह देवनागरी में, तथापि 
“तजुमानुल- कुरआन” के अनुवाद का काम इतना सहज न था। 
बड़ी मुश्किल जो इस काम में पेश आई वह मो० अबुलकलाम 
के उद्‌ स्टाइल को हिन्दी भाषा में खपाना था । जो लोग आज कल 
के उ्द साहित्य से जानकारी रखते हैं, वे जानते हैं कि मो० 
अबुलकलाम आज़ाद ने उदं में एक नई लेखशैली पेदा की है, 
जिसका इस समय तक उनके सिवा केइ दूसरा मास्टर नहीं । 
उनकी लेखशेली और ओज को हिन्दी में क्रायम रखना अत्यन्त 
कठिन था। जहां तक मेरी शक्ति में था मेंने अपने क़ाबिल 
दोस्तों की मदद से इसकी केाशिश की, लेकिन में स्वीकार करता हूँ 
कि मुझे इसमें सफलता नहीं मिली । यदि उनके लेख का भाव ही 
मेरे द्वारा ठीक ठीक तौर पर हिन्दी में आ सका हो तो इसी में में 
अपना सोभाग्य समझूगा । 


( १३ ) 


: अनुवाद यद्यपि मेरे क़लम से हुआ है, लेकिन असल में 
मुझसे ज्यादा यह मेरे जेल के दोस्तों ओर पूज्य मद्दानुभावों की 
मेहनत ओर योग्यता का परिणाम है, ओर मेरा फ़रज् है कि जिन 
महानुआवों ने ख़ुशी ओर उत्साह के साथ हिन्दी अनुवाद की 
पुनरावृत्ति में मेरी मदद की है उनके प्रति ऋतज्ञता प्रकट करूँ। 
मेरे मुहृतरम लीडर बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी, बिहार प्रान्तीय-कांपेस 
कमेटी के सद्कारी मन्त्री बाबू मथुराप्रसाद जी, श्री बा० 
नारायण जी गौरैया कोठी सारन ( भूतपूव, सदस्य ऐसेम्बली ), 
काशी विद्यापीठ के श्री राजवह्लभ जी, और मेरे दिली दोस्त 
बाबू मोती लाल जी देवधरवाले, इस काम में मदद देते रहे । 
इन महानुभावों की सहायता के बिना मेरा इस काय को सम्पूर 
करना कठिन हीता | 


विशषत: मुझे बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी का शुक्रिया अदा करना 
है, जिन्होंने पूरे अनुवाद को देखा, ओर अपने क़लम से इसकी 
भूमिका लिख दी । 


जब में मोलाना अबुलकलम आज़ाद की खिदमत में किताब 
का मसौदा लेकर कलकत्ते आया तो परिडत बनारसीदास जी 
चतुर्वेदी, सम्पादक “विशाल भारत, से मिलने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । 
उनके दशन ने मेरे हृदय में उत्साह की लहर दौड़ा दी | उन्होंने 
अपने अमूल्य परामश और हर प्रकार की सहायता का बचन 
देकर मुमे प्रेमसूत्र में बांध लिया। में उनका अत्यन्त ऋणी हूँ। 


( १४ 9 


उनकी ओर कृतज्ञता प्रकट कर सकना मेरे लिए असम्भव है- 
एक हृदय है जो में उनकी सेवा में अपंण करता हूँ । 


अब में पाठकों का ध्यान चन्द्र आवश्यक बातों की ओर 
आकषित करना चाहता हूं । 


(१ ) इस ग्रन्थ में कुरान की शिक्षा जो कुछ प्रकट की गई 
है, वह एक ऐसे विख्यात विद्वान की लेखनी से निकली है जो 
आज न सिफ़ हिन्दुस्तान के मुसलमानों में बल्कि बाहर की इस- 
लामी दुनियाँ में भी इस्लाम के धाम्मिक प्रन्थों का एक बहुत बड़ा 
परिडत माना जाता है। कुरान के तत्त्वज्ञान के उन जैसे ज्ञाता 

हिन्दुस्तान में अत्यन्त कम विद्यमान हैं, यह बात विद्वन्‌ू समाज में 
निविवाद मान ली गई है। भारतीय मुसलमानों में एक बड़ी संख्या 
ऐसे लोगों की मोजूद है जो राजनीतिक मामले में मोलाना से 
सहमत नहीं हैं, लेकिन वे भी इस्लाम के धामिक साहित्य और 
विशेष कर कुरान के विषय में मुक्तकण्ठ स्रे मोलाना के प्रमाण 
मानते हैं । इसलिए यह कहना अ्रत्युक्ति न होगा कि प्रामाणिकता 
की दृष्टि से इस पुस्तक का स्थान बहुत ऊँचा है | 

(२) आज कल प्रत्येक धम के अनुयायियों में नवीन विचार के 
कुछ लोग ऐसे पैदा हो गये हें जो प्राचीन धर्ंग्रन्थों के अर्थों के 
खींच तान कर आधुनिक युग के नवीन आविष्कारों से मिला देना 
बाहते हैं | वेद, तैरात, इंजील और कुरान के बारे में इस दृष्टि से 
बहुत कुछ कद्दा जा चुका है, ओर कई लोग तो इतनी दूर चले गये 


( १७ ) 
हैं कि उनके नजदीक साइनस के सभी नये नये आविष्कार और 
उसकी तरकिकयां भी वेद, तोरात, इंजील और कुरान में मोजूद हैं ! 


लेकिन मोलाना अबुलकलाम आज़ाद इस खरुयाल के विरोधी 
हैं। उन्‍होंने स्वयं “तजुमानुल- कुरान” की भूमिका में लिखा है कि 
इस तरह की कोशिश निरथंक ही नहीं है बल्कि दियानतदारी और 
सच्चाई का खून करना भी है। अगर हम जानकारी और सच्चाई 
के साथ धामिक खोज करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि धामिक 
ग्रन्थों का बिल्कुल निष्पक्ष होकर अध्ययन करें, और उनका वही 
मतलब लें जा उनकी भाषा ओर वाक्पों का बिना खींच तान के 
हो सकता है, ओर जैसा उनके माननवालों ने हमेशा समझा है | 


यही वजह है कि वह जो कुछ लिखते हैँ उसके साथ ही कुरान 
की असल आयत दे देते हैं, ताकि हर व्यक्ति ख़द फ़ेसला कर ले 
कि जो मतलब पेश किया गया है, वह असल्न ,कुरान में मोजूद 
है या नहीं । 


(३) मौलाना ने कुरान की शिक्षा को बतलाते हुए यह 
सिद्धान्त पेश किया है कि समस्त धर्मों का मूलतत्त एक हीं है, 
एक ही तरह पर सारी क़ोमों और भमुल्कों को इश्वरीय ज्ञान प्राप्त 
हुआ है, ओर सभी तरीके असल में सच हैं । अगर सब पधर्मो के 
माननंवाले इसको ठीक तोर पर समझ लें, तो धम्म का सारा 
झगड़ा एक क्षण में खतम हो जाय ओर संसार के। उसकी वह 
खोई हुई सम्पत्ति मिल जाय जिसके बिना कभी अमन ओर 


( १६ 9) 


शांति स्थापित नहीं हो सकती । बद-नसीबी से आज हमारे देश 
में सब से अधिक अज्ञानता इसी विषय की है, और मुल्क का सब से 
बड़ा सेवक वह है जो इस हक़ीकत को लोगों के दिलों में उतार दे । 

अफ़सोस यह है कि इस क्रिस्मस की किताबों को आम तौर पर 
प्रकाशित करने ओर उनके प्रचार करने का हमारे मुल्क में कोई 
इन्तिजाम नहीं । लोग दूसरे दूसरे कामों के पीछे पड़े हैं, लेकिन 
इस काम के लिए जो सारे कामों की जड़ है, किसी को फ़िक्र नहीं । 
ध्रावश्यकता थी कि मौलाना आज़ाद की यह पुस्तक हज़ारों की 
संख्य। में मुसलमानों के बीच बांदी जाती, ओर उसी तरह उसका 
हिन्दी अनुवाद भी हिन्दू भाइयों में बांदा जाता । यदि इस प्रकार 
का साहित्य देश के शिक्षित लोगों में वितरण हो सकता, तो फिर 
थोड़े समय के अन्दर देश का वायुमण्डल ही बदल जाता और 
उसके सारे दु:ख दूर हो जाते । हमारे मुल्क का मुख्य रोग असली 
धामिक सिद्धान्तों की अज्ञानता है। जब तक इसका इलाज नहीं 
होता, तब तक कोई राजनीतिक समभोता (पेंक्ट) या सुधार हमारी 
इस मातृभूमि को शान्ति प्रदान करने में सम न हो सकेंगे । 

खाकसार-- 
ज़हू रुल हुसेन हाशिमी भागलपुरी 
सेन्ट्ल जेल, हज़ारीबाग़ । 


१ । हिदायत (ज्ञान-विकास) । 


हिदायत 

हिदायत का अथ है पथ-प्रदर्शन, राह दिखाना, या राह पर 
लगा देना । अब हम हिदायत के उन भिन्न भिन्न दरजों और 
क्रिस्‍्मों पर नज़र डालना चाहते हैं जिनका ज़िक्र कुरान में आया 
है । इनमें 'बही! ( इश्वर-प्रेरणा ) और 'नबुव्बत” ( ईश्वरीय आदेशों 
का प्रचार ), इन दोनों का एक खास द्रजा है । 

उस पालनकत्तो परमात्मा ने जिस तरह सब प्राणियों को 
उपयुक्त शरीर ओर शाक्तियाँ प्रदान की हैं उसी तरह उनके पथ- 
प्रद्शन के लिए भी स्वाभाविक साधन पेदा कर दिये है । यही 
स्वाभाविक पथ-प्रदू्शान भूत-मात्र को जीवित रहने और अपने 
जीवन के आधार ढूँढ़न के माग॑ पर लगाता है ओर उन्हें जीवन 
के आवश्यक साधनों की खोज में प्रवृत्त करता है। अगर यह 
स्वाभाविक पथ-प्रदर्शन मौजूद न होता तो असम्भव था कि कोइ 
भी प्राणी जीवन ओर उसे क़ायम रखने का सामान मुहैया कर 
सकता । कुरान ने इसी सच्चाई की ओर बार बार ध्यान दिलाया 
है । वह कहता है कि भूतमानत्र के जन्म से लेकर उसके परिपक्व 
होने तक कइ दरजे हैं, जिनमें आखिरी दरजा द्िदायत का है। 
सुरा ८७ में क्रमानुसार चार द्रजों का ज़िक्र आया है । 


३ कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


(93० + ॥३४४ (9४% «३ वह प्रतिपालक जिसने हर 
७५+७४ ७० चीक्ष पैदा की, फिर उसे दुरुस्त 
किया, फिर हर एक के लिए 
उसका क्षेत्र निश्चित कर दिया, 
ओर फिर उसके सामने (कर्म 
का) पथ खोल दिया | (सूरा ८७, 
आयत २ ) 


अथोत्‌ प्रत्येक सम्भूत पदाथ की चार अवस्थाएँ हैं | सृष्टि 
( तखलीक़ ), दुरुस्ती ( तसवीय्या ), ज्षेत्र-निर्देश ( तक़दीर ), 
ओर .पथ-प्रदर्शन ( हिदायत ) | 


सृष्टि का अथ है अव्यक्त के व्यक्त होना । दुरुस्ती (तसवीय्या) 
का अ्रथ है हर चीज़ को जिस तरह होना चाहिए ठीक उसी तरह 
उसे दुरुत्त करना या सजाना। तक़दीर का अथ क्षेत्र निश्चित 
करना है । हिदायत यानी पथ-प्रद्शन का भ्रथ है प्रत्येक प्राणी के 
लिए जीवन ओर उसके साधन के मार्गों का निर्देश करना । जैसे, 
पक्ती की योनि को ही लीजिए । पक्षी के अस्तित्व का व्यक्त होना 
उसकी सृष्टि ( तख़लीक ) है। डसकी भीतरी ओर बाहरी शक्तियों 
का इस प्रकार विकसित होना जिससे डसमें शारीरिक संगठन 
ओर सामंजस्थ आ जाय दुरुसस्‍्ती ( तसवीय्या ) है । उसकी 
भीतरी और बाहरी शक्तियों की क्रिया के लिए एक क्षेत्र या सीमा 
बांध देना, जिससे वह बाहर न जा सके, तकदीर है। मसलन , 


दिदायत ३ 


पक्षी हवा में ही छड़ेंगे; मछलियों की तरह पानी में तैरेंगे नहीं । 
ओर उनमें अन्त:-प्रवृत्ति ( वुजदान ) ओर इन्द्रियों ( हवास ) की 
रोशनी पैदा होना जिससे उनको अपना जीवन और अस्तित्व 
कायम रखने का ज्ञान प्राप्त होता है और जिससे व जीवन के 
साधन ढू“ढ़ते और प्राप्त करते हैं, हिदायत यानी पथ-प्रदशन है । 

कुरान कहता है कि इश्वर की पालनशक्तिकी साथंकता 
इसी में थी कि जिस तरह उसने हर एक प्राणी का उसका स्थूल 
रूप प्रदान किया, भीतरी और बाहरी शक्तियाँ दीं, उसका कमक्षेन्र 
निश्चित कर दिया, उस्ली तरह उसके लिए हिदायत यानी पथ- 
प्रद्शन के साधन भी प्रस्तुत कर दे । 


» «६ ४ ॥६००| (०5० ५०, हमारा प्रतिपालक वह है 
(७०७ /+ «55 जिसने हर चीज़ को रूप देकर 
उसके सामने उसका कमक्तेत्रखाल 


दिया | (सू० २०, आ० ५२) 


हज़रत इताहीम ओर उनकी क्रोम के लोगों में जो बात चीत 

हुई थी, कुरान में उसका स्थान रन पर उल्लेख है, उसमें इब्राहीम 
अपने विश्वास की घोषणा करते हुए कहते हें-- 

) हक! ##०॥४ (७७ ) ओर जब इब्राहीम ने अपने 

9) 230०४ ५०० #)२ ४० ८०» पिता और अपनी क्रोम के लोगों 

020३७७ “० _>)०5 ५»! से कहा था कि (स्मरण रखो ) 

तुम जिन ( देवताओं ) की 


४ कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


उपासना करते हो, उनसे मुम्के 
कोई सरोकार नहीं । मेरा 
सम्बन्ध तो सिफ उस प्रभु से है 
जिसने मुझे पेदा किया और वही 
मेरा पथ-प्रद्शोक होगा । ( सू० 
४७३, आ० २० ) 


“अल्लज़ी फ़तरनी फ़न्नहू सयहदीन,” यानी, जिस सृष्टिकत्तों ने 
मुझे शरीर और अस्तित्व प्रदान किया, अवश्य ही उसने मेरी 
हिदायत का सामान भी पेदा कर दिया होगा । सूरा २६ में यही बात 
अधिक विस्तार से बयान की गई है । 


3२७३४ १७ | 2.४००- ५५०! जिस प्रतिपालक ने मुमे पंदा 
०४००२ 3 (३2+24०2 9» (५3-), किया है वही मुझे हिदायत करेगा, 
(०४४ 345 ०-०2)» |) + और वही है जो मुझे खिलाता 
ओर पिलाता है ओर जब बीमार 
हो जाता हूं तो मुझे चंगा करता 

हे । ( सू० २६, आ० ७६ ) 


यानी जिस प्रतिपालक की पालनशक्ति ने मेरे जीवन की सभी 
आवश्यकताओं का सामान कर दिया है, जो मुझे भूख मिटाने के 
लिए भोजन, प्यास बुझाने के लिए पानी, और अस्वस्थ हो जाने 
पर स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसके लिए यह केसे सम्भव है कि 
मुझे पेदा करके उसने मेरी हिदायत का सामान न किया हो ९ 


हिदायत ध्‌ 


अगर उसने मुझे पेदा किया है तो यह निश्चय है कि वही खोज 
ओर प्रयत्न में मेरा पथ-प्रदर्शन भी करेगा। सूरा ३७ में यही 
मतलब इन शब्दों में जाहिर किया गया है-- 


(0४9३४०० (2) (७ ५-४७ _»| में (सब ओर से हट कर ) 
अपने परवरद्िगार की ओर 
जाता हूँ, वही मेरी हिदायत 
करेगा | (सू० ३७, आ० ६७) 


आयत के अन्दर “रब्बी” शब्द्‌ पर ध्यान दीजिए। वह मेरा 
“रब्ब'? यानी पालक है। और जब वह रब्ब है तो ज़रूरी है कि 
बही मेरे लिए कर्म का मार्ग भी खोल दे । 

हिदायत के पहले तीन दरजे 

हिदायत के भी कई दरजे हैं जिन्हें हम प्राणियों में अनुभव 
करते हैं। सबसे पहला द्रजा अन्त.अवृत्ति ( वुजदान ) का है। 
आअन्‍्त:प्रवृत्ति से तात्पयय॑ जीवों के अन्दर की स्वाभाविक और 
धआन्तरिक प्र्णा है। हम देखते हैं कि बच्चा पेदा होते ही अपने 
आहार के लिए रोने लगता है ओर बिना किसी बाहरी प्रेरणा के 
माँ का स्तन मुंह में लेकर पीने लगता ओर *पना आहार प्रहण 
करने लगता है । 

अन्तःप्रवृत्ति ( वुजदान ) के बाद इंद्रिय-ज्ञान ( हृवास ) को 
हिदायत का दरजा है, और वह इससे ऊँचा है । इससे हमको 


६ कुरान और धार्मिक मतभेद 


देखने, सुनने, चखने, छूने ओर सूघने की शाक्ति प्राप्त होती है, 
ओर इन्हीं के ज़रिये हम बाहर की चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हें । 

स्वाभाविक हिंदायत के यह दोनों दरजे मनुष्य ओर पशु सबके 
लिए हैं । परन्तु हम देखते हें कि मनुष्य के लिए हिदायत का एक 
तीसरा द्रजा भी मोजूद है, और वह अक़्ल यानी बुद्धि की 
हिदायत है | इस तीसरी हिदायत ने ही मनुप्य के लिए अपरिमित 
उन्नति का द्वार खोल दिया है जिसके कारण उसने प्रथ्बी के जीवों 
में सबसे अधिक उन्नत प्राणी का पद प्राप्त कर लिया है । 


अन्त:प्रवृत्ति ( वुजदान ) मनुष्य में खोज ओर प्रयत्न का 
उत्साह पेदा करती है | इन्द्रियाँ ( हवास ) डसके लिए ज्ञान का 
संचार करती हैं, और बुद्धि परिणाम ओर व्यत्रस्था निश्चित 
करती है। 


पशुओं के इस आखिरी दरजे की आवश्यकता न थी; 
इ पलिए वे पहले दोनों दरजे, अथान्‌ अन्त:प्रवृत्ति और इंद्रिय-ज्ञान, 
तक ही रह गये | लेकिन मनुष्य का यह तीनों दरजे प्राप्त हुए । 

बुद्धि का तत्त्व क्या है ? वास्तव में यह उसी शक्ति कि उन्नत 
अवस्था है जिसने पशुओं में अन्तःप्रवृत्ति और इंद्विय-ज्ञान का 
दीपक प्रज्वलित किया है। जिस तरह मानव्र-शरीर पाथिव शरीरों 
में सबसे अधिक उन्नत है उसी तरह उसकी आनन्‍्तरिक शक्ति भी 
धन्य सभी आन्तरिक शक्तियों से बढ़ी चढ़ी है। जीव की वह 
चेतनशक्ति जो वनस्पति में अप्रकट ओर पशु की अन्‍्तःप्रवृत्ति 


हिदायत ७ 


ओर उसके इंद्रियज्ञान में प्रकट थी, वही मनुष्य में पहुँचकर 
पूर्णता का प्राप्त हुई और बुद्धि-तत्त्त कहलाने लगी | 


हम देखते हैं कि स्वाभाविक हिदायत के इन तीनों दरजों में से 
हर एक की अपनी विशेष सामथ्य और उसका एक विशेष 
कायच्षेत्र है, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उस दरजे 
से ऊँचा दूसरा दरजा मौजूद न होता तो हमारी आन्तरिक 
शक्तियाँ उस सीमा तक उन्नत न हो सकतीं जिस सीमा तक कि 
अब हमारी ही आन्तरिक प्रेरणा से बे उन्नति कर रही हैं । 

शअन्त:प्रवृत्ति हम में खोज ओर प्रयत्नशीलता उत्पन्न कर हमें 
जीवन की आवश्यकताओं की प्राप्ति की ओर लगाती है, लेकिन 
हमारे भौतिक शरीर के बाहर जो कुछ मौजूद है. उसका ज्ञान हमें 
नहीं कराती । यह काम इन्द्रियों का है। कान सुनता है, आँख 
देखती है, नाक सू घती है, जिह्मा स्वाद लेती है, और हाथ स्पश 
करता है, ओर इस तरह हम अपने शरीर से बाहर के समस्त 
इन्द्रिय-पग्राह्म पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। परन्तु यह इन्द्रिय- 
ज्ञान एक खास हद तक ही काम दे सकता है, उससे आगे नहीं 
बढ सकता । आँख देखती दे, मगर सिफ्र उसी हालत में जब कि 
देखने की सब शर्तें मोजूद हों। अगर किसी एक भी शत का 
अभाव हो--जैसे, प्रकाश न हो, या फ़ासला अधिक द्ो--तो हम 
आँख रहते हुए भी किसी पदाथ को साक्षान्‌ नहीं देख सकते । 
इसके अतिरिक्त इन्द्रियाँ चीज्ञों का सिक्र आभास करा सकती हैं, 
पर केवल इसी से काम नहीं चलता। हमें आवश्यकता द्वोती है 


द् कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


नतीजे निकालने की, उन्हें परखने की, उनसे अहकामात, यानी 
व्यवस्था, स्थिर करने की, ओर सावंभोमिक नियम प्रतिपादन करने 
की । यह सब काम बुद्धि का है। बुद्धि इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त हुए 
ज्ञान को तरतीब देती है और उनसे सावभौमिक नतीजे ओर 
व्यवस्थाएँ स्थिर करती है | 


जिस तरह अन्तःभ्रवृत्ति के काम के पूरा करने के लिए इन्द्रियों 
ओर इन्द्रियग्राह्य पदार्थों की आवश्यकता है उसी तरह इन्द्रियों 
के काम की दुरुस्ती और निगरानी के लिए बुद्धि की ज़रूरत है । 
इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान केवल अपूर्ण ही नहीं वरन्‌ प्राय: भ्रामक 
ओर मिथ्या भी होता है। एक बड़ा भारी गुम्बद अथवा कोई 
विशाल पदाथ दूर से देखने पर हमें छोटे से काले विन्दु से अधिक 
नहीं दिखाइ देता । हम बीमारी की हालत में शहद खाते हैं 
ओर वह हमारी जबान के बिगड़ जाने से हमको कड़वा माल्म 
पड़ता है| पानी में सीधी लकड़ी की परछाइ' हमें टेढ़ी देख पड़ती 
है । प्रायः बीमारी के कारण कान बजने लगते हैं ओर 
ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिनका बाहर कोई अस्तित्व नहीं 
होता । अगर इन्द्रियों के ऊपर एक और शक्ति अथोत बुद्धि 
न होती तो इन्द्रियों की अपूणता के कारण सच्चाई के जान सकना 
हमारे लिए असम्भव हो जाता । परन्तु ऐसी अबवस्थाओं में बुद्धि 
ञआ मोजूद होती है ओर इन्द्रियों की असमथता में हमारा पथ- 
प्रदर्शन करती है। इस बुद्धि के द्वारा ही हम जान लेते हैं कि सूय 
एक सद्दान ओर विशाल पिण्ड है, चाहे हमारी आँख उसे एक 


हिदायत & 


सुनहरी थाली के बराबर द्वी क्यों न देखे । इस बुद्धि से हम जान 
लेते हैं कि शहद वास्तव में मीठा है, चाहे हमारी स्वादेन्द्रिय के 
बिगड़ जाने से वह हमें कड़वा ही क्‍यों न मातम पड़े | इसी तरह 
बुद्धि बतलाती है कि कभी कभी खुश्की बढ़ जाने के कारण कान 
बजने लगते हैं ओर इस हालत में जो आवाज़ सुनाई देती है वह 
बाहर की नहीं बल्कि हमारे ही दिमाग़ की गूज है । 
हिदायत का चौथा दरजा 

जिस तरह अन्‍्तः:प्रवृत्ति के बाद हमें इन्द्रियों की ओर से 
हिदायत मिलती है-- क्योंकि अन्तःप्रवृत्ति एक खास हद से आगे 
नहीं बढ़ सकती--और जिस तरह-इन्द्रियों के बाद बुद्धि प्रकट हुई, 
क्योंकि इन्द्रियाँ भी एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ सकती थीं, 
ठीक उसी तरह हम अनुभव करत हैं कि बुद्धि के बाद भी उससे 
आगे की हिदायत के लिए कोइ उच्चतर शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि 
बुद्धि भी एक खास हद से आगे नहीं बढ़ सकती ओर बुद्धि के 
कायक्षेत्र के बाद भी एक विशाल क्षेत्र बाक्नी रह जाता है बुद्धि 
का काय-क्षेत्र जेसा ओर जितना है वह सब इन्द्रियज्ञान की परिधि 
में सीमित है, यानी बुद्धि सिफ उसी हद ॒ तक काम दे सकती है 
जिस हद तक हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ जानकारी करा सकें | परन्तु हमारे 
इन्द्रियज्ञान की सीमा के आगे क्या है? उस परदे के पीछे क्‍या है 
जिसके आगे हमारी इन्द्रियों की पहुँच नहीं है ? यहाँ पहुँच कर 
बुद्धि असमथ और बेकार हो जाती है, बुद्धि की हिदायत आगे 
हमें काइ प्रकाश नहीं पहुँचा सकती । 


१० कुरान श्रोर धार्मिक मतभेद 


जहाँ तक मनुष्य के क्रियात्मक जीवन का सम्बन्ध है बुद्धि उस 
के पथ-प्रद्शोन के लिए न तो हर हाल में काफ़ी है ओर न हर हाल 
में प्रभावोत्पादक ही | मनुष्य का सन तरह तरह की वासनाओं 
और तरह तरह के भावों में इस तरह उलमा हुआ है कि जब कभी 
बुद्धि और वासनाओं के बीच संघ होता है तो विजय प्रायः 
बासनाओं ही की होती है | बुद्धि हमें अनेक बार विश्वास दिलाती 
है कि अमुक काय हानिकर और घातक है, लेकिन वासनाएँ हमें 
प्रेरित करती हैं और हम उस काम से अपने के रोक नहीं 
सकते । बुद्धि की बड़ी से बड़ी दलील भी ऐसा नहीं कर सकती 
कि हम क्रोध की हालत में बेक्नाबू न हा जाँय और भूख की हालत 
में हानिकर भोजन की ओर हाथ न बढ़ाएं । 


परमेश्वर की पालकता के लिए यदि यह आवश्यक था कि वह 
हमें अन्त:प्रवृत्ति के साथ साथ ज्ञानेन्द्रियाँ भी दे, क्योंकि हमारे 
पथ-प्रदर्शन में अन्तःप्रवृत्ति एक खास हृद से आगे नहीं बढ़ सकती, 
तो क्या यह आवश्यक न था कि बुद्धि के साथ वह हमें कुछ और 
भी दे, क्योंकि बुद्धि भी एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ सकती 
ओर मानबबुद्धि हमारे कर्मा की दुरुत्ती ओर उनके नियंत्रण के 
लिए पयोप्त नहीं है ? 

कुरान कहता है कि यह आवश्यक था ओर इसी कारण डस 
दयालु परमात्मा ने मनुष्य के लिए हिंदायत के चौथे द्रजे का भी 
सामान कर दिया | इसी के कुरान “वही” ओर “नबुव्वत' का नाम 
देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कुरान में जहाँ तहाँ इन 


हिदायत ११ 


चारों द्रजों की हिदायत का ज़िक्र किया गया है, और इन्हें इश्बर 
की पालकता का सर्वोत्तम प्रसाद माना गया है। 


3० छ«+१ ७८० ७] 

४53 ८५००५. दर पजर् 2+०४ 
४ 0५७० ७ - ३०७२ ७क-+०० 
(१०४ ५०) 95.५ ६.० |6.००-] 


९१...) ५ (.0#“५६+ १० रन (/ | 


हमने मनुष्य का रजवीय के 
मेल से पैदा किया ( जिसे एक 
के बाद एक हम विविध 
अवस्थाओं में पलटते हैं ), फिर 
हमने उसे सुननेबाला ओर देखन- 
वाला बना दिया। हमने उसके 
सामने कम करने का क्षेत्र 
खोल दिया है। अब यह उसका 
काम है कि चाहे वह कृतज्ञ हो 
चाहे कृतघ्न ( अथात या तो वह 
इंश्वरप्रदत्त शक्तियोंका सदुपयाग 
कर कल्याण ओर नेकी के मार्ग 
पर चले या इनसे काय न लेकर 
पथ-भ्रट्ट हा जाय ) ।--खु० 
७६ आ० २ 


क्या हमने उसे एक छोड़ 
दो दा आँखें नहीं दी हैं ( जिनसे 
वह देखता है ), और क्या जीभ 


ओर होंठ नहीं दिये हैं (जा 


१२ कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


बोलने के साधन हैं )। सू० ९०, 
आए ६। 


५०१ 36००7 ७० (|७+ 3 इंश्वर ने तुम्हें सुनने ओर 
०१००४० (८०. 7७:50 , देखने के लिए इन्द्रियाँ दीं, ओर 
सोचने के लिए दिल दिये. 
( यानी बुद्धि दी ), # जिसमें तुम 
कृतज्ञ हो ( यानी इश्वर की दी 
हुई शक्तियों का सदुपयाग करो)। 

“सू० १६, आ० ८०॥। 


इन आयतों में और इसी तरह की अन्य आयतों में जगह 
जगह कई तरह की हिदायत का ओर इशारे किये गये हैं, जैसे 
इन्द्रियां और इद्वियग्राह्म पदार्थोद्वारा हिदायत तथा बुद्धि और 
मननद्वारा हिदायत । किन्तु जहां कहीं मनुप्य के आत्मिक कल्याण 
वा अकल्याण का वर्णन किया गया है वहाँ 'वहीं? ओर “नबुव्वत' 
द्वारा हिदायत से ही सम्बन्ध है । जेसे-- 

# अरबी में 'क़ल्ब' अं।र 'क़आद' के अर्थ फेवल उस श्रद्ग ही के 
नही हैं जिसे हम दिल कहते हैं, बल्कि इसका ट्पयेग अक़ल” ओर 
(फ़िक्र' के लिए भी होता है| कुरान में जहां कहीं कान, ऑँख इत्यादि 
के साथ 'कल्ब' ओर 'क्रआद' कहा गया है उससे मतलब जोहरे अक़्ल 


( वुद्धितत्त्द ) है । 


हिदायत १३३ 


पं) हे 9 (४३०३ ५ (2 
७9 9 8)%४ 


3] (2 ७३ जे कलर [० | 8 


(५०७-। (4 + (&**४| |१+०००५० ७ 


(४.५ (७४ २- (3४५० 
< | (3) | 9 तक (७०५. (“६+४०५३-० 


निस्सन्देह हमारा काम है 
कि हम हिदायत ( पथप्रद््शन ) 
करें और निश्चय यह दोनों 
लाक ( यह लोक ओर परलोक ) 
हमारे ही हैं ( इसलिए जो 
सीधी राह चलेगा उसके दानों 
लोक सुधरेगे ओर जो भटकेगा 
उसके दानों लोक बिगड़ेंगे )। 
-सू० ९२, आ० १३॥। 
बाक़ी रही समूद क्रम, उसे 
भी हमने (सच्ची) राह दिखा दी 
थी, परन्तु उसने अन्धापन 
अख्तियार किया ओर वह हमारी 
हिदायत (प्रद्शितपथ) पर नहीं 
चली । ( सू० ४१, आ० १६ ) 
ओर जिन लोगों ने इमारी 
राह में प्रयत्न ओर परिश्रम किया 
उनके लिए आवश्यक है कि हम 
भी अपनी राहें खोल दे। 
निस्सन्देह परमात्मा उन लोगों का 
साथी ओर सहायक है. जो सदा- 
चारी हैं। (सू० २९, आ० ६९) 


कु 
२ | एक-चधम्म । 
अलू-हुदा 
इस सिलसिले में कुरान परमात्मा की एक विशेष हिदायत 
का वर्णन करता है ओर उसे “अल्‌-हुदा' के नाम से पुकारता है । 
( “अल! एक निर्देशात्मक शब्द है जिसका अथे “वह' या 'विशेष' है 
ओर “हुदा' का अर्थ 'हिंदायत' है | ) 


७%९५४-। ५.५ ७५४१)२ 3 ९ 
लाए (आल (5)५०४० 3४3 
(30७) ९ 


( ऐ पैराम्बर ! उनसे ) कह 
दो कि निस्सन्देह परमात्मा की 
हिदायत ही “अल्‌-हुदा' है ( यानी 
मनुप्य के लिए वही वास्तविक 
हिदायत है ), ओर हम सब को 
(इस बात का ) हुक्म दिया 
गया है कि समस्त सृष्टि के पालन- 
कता के सम्मुख सिर मुका दें । 
( सू० ६, आ० ७० ) 


ओर (याद रखो) यहूदी तुमसे 
खुश न होंगे जब तक तुम उनके 
सम्प्रदाय की पैरवी न करो । 
यही हाल इसाइयों का भी हे। 


एक-धर्म १४, 


( ऐ पेग़म्बर ! तुम उनसे कह 
दो ) “अल-हुदा! ( यानी सच्ची 
हिदायत तो वही है जो परमात्मा 
की हिदायत है ( इसलिए तुम्हारी 
साम्प्रदायिक दलबन्दियों की में 
केसे पेरव्वी कर सकता हूँ ? मेरी 
राह तुम्हारी गढ़ी हुई सम्प्रदायों 
को राह नहीं है, बल्कि इश्वर की 
विश्वव्यापी हिदायत की राह है)। 

“-सूं० ९, आ० १२० । 
यह 'अल्‌-हुदा? क्या है ? कुरान कहता है कि यह इश्वर की 
बह विश्वव्यापी हिदायत है जो सृष्टि के आरम्भ से दुनिया में 
मोजूद है ओर बिना भेदभाव मनुष्यमात्र के लिए है। कुरान 
कहता है जिस तरह परमात्मा ने अन्‍्तः:प्रवृत्ति, इन्द्रियाँ और 
बुद्धि प्रदान करने में वंश ओर जाति, देश और काल का भेद 
नहीं रखा उसी तरह यह इश्वरीय हिदायत भी हर प्रकार 
के भेदभाव ओर पक्षपात से ऊपर है। वह सब के लिए 
है ओर सब को दी गई है, इस एक हिदायत के सिवा ओर 
जितनी हिदायत मनुष्यों ने समक रखी हैं सब मनुष्य की 
गढ़ी हुई हैं । इश्वर का बताया हुआ मार्ग तो सिफक्र एक ही 
है | इसीलिए कुरान हिदायत के उन समस्त रूपों से सबंथा इनकार 
करता है जिन्होंने मानवसमाज को इस असल से हटाकर भिन्न भिन्न 


१६ कुरान और धार्मिक मतभेद 


सम्प्रदायों ओर टोलियों में बांठ दिया है ओर कल्याण तथा मुक्ति 
की विश्वव्यापी सच्चाई को विशेष सम्प्रदायों ओर टोलियों की 
पैतृक सरम्पात्त बना लिया है। कुरान कहता है कि मनुष्य की 
बनाई हुई यह अलग अलग राहें हिदायत की राह नहीं हो सकतीं । 
हिदायत की राह तो वही विश्वव्यापा हिदायत की राह है। और 
उसी विश्वव्यापी इश्वरनिदिष्ट मांग को कुरान 'अल्‌-दीन! के नाम 
से पुकारता है जिसका अथ है मनुप्यमात्र के लिए सश्चा दीन। 
इसी का नाम कुरान के शब्दों में 'इसलाम' है । 
धामभिक ऐक्य का तत्त्व 

यड्‌ महान्‌ तत्त्व कुरान के सन्देश को सब से पहली बुनियाद है। 
कुरान जा कुछ तत्त्व बतलाना ओर सिखाना चाहता है सब 
इसी पर ऋवलम्बित हे । अगर इस तत्त्व से नज़र फर ली जाय 
तो कुरान के रूनदश का सारा ढाचा छिन्न भिन्न हो जाता है। 
परन्तु संसार के इतिहास की आश्चयं-जनक प्रगति में यह भी 
एक विचित्र घटना है कि कुरान ने इस तत्त्व पर जितना अधिक 
जोर दिया था उतना ही संसार की दृष्टि इससे फिरी रही । यहा तक 
कि आज कुरान की कोई बात भी संसार की दृष्टि से इस दरजे 
छिपी हुई नहीं है जितना कि यह महान्‌ तत्त्व | यदि कोई व्यक्ति 
हर प्रकार के बाहरी प्रभाव से अलग होकर कुरान को पढ़े ओर 
उसके पृष्ठों में स्थान स्थान पर इस मद्दान्‌ तत्त्व के अकादय ओर 
स्पष्ट एलान देखे ओर फिर उस संसार की ओर दृष्टि डाले जिसने 


एक-्धर् १७ 


बह समझ रखा है कि कुरान भी अन्य धामिक सम्प्रदायों को 
तरह एक सम्प्रदायमात्र है तो अवश्य ही वह हैरान होकर पुकार 
डठेंगा कि या तो मेरी निगाहें मुमे! धोखा दे रही हैं और. या संसार 
सदा विना आंखें खोले द्वी अपने फ़ेसले दे दिया करता है। 

इस सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि एक बार 
विस्तार के साथ यह बात साफ़ कर दी जाय कि जहाँ तक “वही! 
ओर “नबुव्बत' यानी दीन (धम) का सम्बन्ध है कुरान का आदेश 
क्या है ओर वह मनुष्य को किस माग की ओर ले जाना चाहता 
है । सम्भव है यह विस्तार उस ह॒ृद से बढ़ जावे जो हम ०तजुमा- 
नुल्क्रान! की व्याख्या के लिए नियत कर चुके हैं। किन्तु इस प्रश्न 
के असाधारण महत्व को देखते हुए हमें इस तरह की कड़ाइई नहीं 
करनी चाहिए जिससे ,कुरान के वास्तविक उद्दंश्य की बुनियादी 
चीज़ें अस्पष्ट रह जायें । इस बारे में कुरान ने जो कुछ कहा है 
डसका सारांश इस प्रकार है-- 

कुरान कहता है कि शुरू शुरू में मनुष्य स्वाभाविक जीवन 
व्यतीत करते थे, उनमें न कोइ परस्पर मतभेद था ओर न कोई 
भागड़े । सब्रकी ज़िन्दगी एक ही तरह की थी और सब अपनी 
स्वाभाविक सादगी से सन्तुष्ट थे। फिर इनकी संख्या ओर आ- 
बश्यकताओं के बढ़ने पर इनमें तरह तरह के मतभेद पैदा हो गये | 
इन सतभेदों के कारण लोग एक दूसरे से बटकर टुकड़े टुकड़े हो 
गये ओर अन्याय तथा भगड़ों की उत्पत्ति हुई | हर दल दूसरे दल 
से घृणा करने लगा और बलवान दुबलों के अधिकार हड़पने लगे। 

ब्ब्‌ 


बम कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


जब ऐसी अबस्था उत्पन्न हो गई तो यह आवश्यक हो गया कि 
मनुष्यजाति की हिदायत के लिए ओर न्याय तथा सत्य की 
स्थापना के लिए “वही इलाही,” यानी इश्बरीय ज्ञान, का प्रकाश प्रकट 
हो । इसीलिए यह प्रकाश प्रकट हुआ ओर इश्वर की ओर से 
पैग़म्बरों को आने ओर उनके उपदेशों का सिलसिला क्रायम हो 
गया । कुरान उन तमाम पथ-प्रद्शोकों को जिनके द्वारा इस हिंदा- 
यत का सिलसिला क्रायम हुआ “रसूल” के नाम से पुकारता है, क्योंकि 
वे इश्वरीय सत्ता का सन्देश ( पैग़ाम ) पहुँचानेवाले थे, ओर रसूत्क 
का अथ पेग़ाम पहुँचानेवाला है। 


४७०), ४०0 »५०। ४ ५... आरम्भ में मानवजाति का 
५०-७...० «४.४ .४,.०५- ५३४०७ एक ही गिरोह था (लोग भिन्नभिन्न 
ब्को+क कर (2०4४ ०५), दलों के बंटे हुए नहीं थे ), फिर 
०१* ०८५४ वे एक दूसरे से अलग अलग 

हो गये । यदि तुम्हारे पालन- 

कत्ती ने पहले से यह फ़ेसला न 

कर दिया होता ( कि भविष्य में 

मानवसमाज में मतभेद होगा 

और लोग प्रथक्‌ प्रथक्‌ मांग प्रहण 

करेंगे ) तो जिन बातों में लोग 

मतभेद रखते हैं उनका निप- 

टारा भी इसी दुनिया में कर 


एक-चर्म १६ 


- ७ ये (० (6 
9 0४४4 (084 ८-० ०५५ 
परौण७ं +७०« (| $ - ७४)५)० 
कल न 
०५७ +४०:८७.] ९.५७ 


दिया गया होता। ( सू० १०, 
आ० ३० ) 

आरम्भ में सभी मनुष्य एक ही 
गिरोह थे (फिर उनमें मतभेद 
हुआ ओर व एक दूसरे से प्रथक 
हो गये ), इसलिए परमात्मा ने 
( एक के बाद दूसरे ) पेगम्बरों 
को उत्पन्न किया, वे ( सुकर्मों के 
परिणाम को ) खुश ख़बरी देते 
थे और ( कुकर्मों के भयानक 
नतीजों से ) लोगों को डराते थे। 
उनके साथ “अल-किताब” ( यानी 
इश्वरीय आदेश से लिखी जाने 
वाली किताब ) प्रकट हुई, ताकि 
जिन बातों में लोगों में मतभेद हो 
गया था उनमें बह किताब फेसला 
कर दे । (सु० २, आ० २१३) 


यह हिदायत किसी खास देश, जाति, या काल के लिए ही नहीं 
बल्कि समस्त मानवसमाज के लिए थी। इसीलिए प्रत्येक युग ओर 
प्रत्येक देश में उसका एक सा अविभोव हुआ | कुरान कहता हे 
कि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ मानवजाति बसी हो 
आर जहाँ कोई न कोई पेग़म्बर इश्वर की ओर से न हुआ दो । 


२० कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


हि 


“+ 5७ - |)», £॥ ८४५ 
3 9०४७ #कोकर (उरवछे ७8१०) 
७१०२ 2 (७ 


संसार की कोई क़ोम ऐसी नहीं 
है जिसमें ( कुकर्मों के परिणाम 
से ) डरानेवाला ( इश्वर का" 
कोई पेग़म्बर ) न पेदा हुआ हो । 
(सू० ३५, आ० २०) 


(ऐ पंग़म्बर !) वास्तव में तुम 
इसके सिवा ओर कुछ नहीं-केवल 
( कुकर्मा के परिणासों से लोगों 
को ) डरानेवाले (रसूल ) हो। 
ओर दुनिया में हर क़ोम के लिए 
हिदायत करनेवाला हुआ है। 
(सू० १३, आ० ९) 


हर कोम के लिए एक रसूल है । 
इसलिए जब रसूल (अपनी सत्य 
की शिक्षा के साथ) प्रकट होता है 
तो उस क्रौम के सारे लड़ाई मगड़ों, 
( अन्याय और उत्पातों ) का 
इन्साफ़ के साथ फ्रेसला कर 
दिया जाता है। (सू० १०, 
आ० ४८ ) 


एक-घम २१ 


कुरान कहता है कि मनुष्यजाति के प्रारम्भिक काल में एक के 
बाद दूसरे कितने ही पैशम्बरों ने प्रकट होकर भिन्न भिन्न क्रोमों को 
सत्य का सन्देश सुनाया है । 
री का ७० ५००) «६ $ ओर कितने ही नबी हैं जिन्हें 
4370 हमने पहले के लोगों (यानी - 
प्रारम्भिक काल की क्रोमों) में 
भेजा । (सू० ४३, आ० ५) 


कुरान कहता है कि यह बात इंश्वरीय न्याय के विरुद्ध है कि 
जब तक किसी क़ोम की हिदायत के लिए उनमें कोई रसूल न भेजा 
गया हो तब तक वह क्रोम अपने कुकर्मां के लिए उत्तरदायी 
ठहराइ जाय । 

८-ज५० ५७ २१७०० (२४० ) ओर (हमारा क़ानू न यह है कि) 
४.०) जब तक हम एक पैग़म्बर भेजकर 
कतंव्य का ज्ञान नहीं कराते तब 
तक कुकर्मों की सज्ञा नहीं देते । 

(सू० १७, आ० १६) 


(0 (0३०७ ०६०, ७४५) ओर (स्मरण रखो) तुम्हारे 
3)७०) कत ,.३ ८>4४ (४४० परमात्मा का नियम यह है कि वह 
७४.५ ) - "८श ५९०८ 9०४ कभी मनुष्यों की बस्तियों का 
५७७ ५» / ०४ ८५» ( कुकर्मों के कारण ) नष्ट नहीं 
»७. करता जब तक कि उनमें एक 
एप ८५) 
थउप+एप८४7७ 


छ 480 +'प 7९ 
& ॥7 22 लए! गे 


२२ चुरान ओर धामिक मतभेद 


फैशम्बर न भेज दे और वह पेग़म्बर 
इश्वर का आदेश उन्हें पढ़कर 
न सुना दे। और हम कभी 
बस्तियों का नष्ट करनेवाले नहीं 
हैं, मगर सिफ़ उसी हालत में 
जब कि उनके रहनेवालों ने जुल्म 
करना ही अपना पेशा बना लिया 
हो ( यानी हमारे नियम के अनु- 
सार सिफ़ वही आबादी नष्ट होती 
है जो अन्याय ओर भगशड़ों में 
डूब जाती है ओर इश्वर के आदेश 
की अवहेलना करती है) । 
( सू० २८, आ० ०९ ) 


परमात्मा के इन रसूलों और इश्वरीय धर्म के भ्रचारकों 
में से कुछ का वर्णन कुरान में किया गया है और कुछ 


का नहीं । 


५ ० ४.) ५७५.) ५० + ओर (ऐ पेग़म्बर ।) हमने तुमसे 
3 ०.५० ७४००७ ० ७६४» पहले कितने ही परग़म्बर भेजे । 
पाक (००४० ५ (3 (६-०० उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका 
वबरणन तुमस किया है, भर कुछ 


एक-पम 


२३ 


ऐसे हैं जिनका वणन नहीं किया 
(यानी कुरान में उनका ज़िक्र 
नहीं किया गया है ) |--सू० 
४०, आ० ७८ | 


नूह, आद, और समूद क्रौमों के बाद कितनी ही क्रोमेंहो गई हैं 
ओर उनमें कितने ही रसूल भेजे जा चुके हैं जिनका ठीक ठीक 


हाल परमेश्वर का ही माल्म है । 


७० एके [$ ७5७४ /2] 
७ » ट? (१) (७४४५७ #क 
- (9७३ / ७0३४५ 3 ०, ) 


री 3 | ४ ४ | ५9 5 


तुमसे पहल जो क़ौमें संसार 
में हो चुकी हैं, क्या तुम तक 
उनको ख़बर नहीं पहुँची ? नूह, 
आद, समूद, ओर वे कोमें जो 
उनके बाद हुई! जिनकी ठीक ठीक 
संख्या परमेश्वर ही का मालूम 
है, उन सब कोमों में उनके लिए 
पेग़म्बर सत्य के प्रकाश के साथ 
भेजे गये। परन्तु उन कोमों ने 
मूखता और उद्दण्डता से उनके 
उपदेशों पर ध्यान नहीं दिया। 
(सू० १४, आ० ९) 


संसार के हर कोने में प्रकृति के नियम इश्वर की ओर से 
एक से दी दें | वे न तो कई तरह के हो सकते हैं ओर न परस्पर 


२७ .कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


विरोधी हैं । इसलिए आवश्यक था कि यह हिदायत भी आरम्भ 
से एक सी होती ओर एक ही तरह पर सब मनुष्यों को मुखातिब 
करती | इसलिए कुरान कहता है कि इश्वर के जितने पेग़म्बर हुए 
हैं, चाहे वे किसी भी युग और देश में क्‍यों न हुए हों, सब का 
मार्ग एक ही था, और सबने मानवकल्याण के लिए इश्वर के एक 
ही विश्वव्यापी नियम का उपदेश दिया। कल्याण का यह विश्व- 
व्यापी नियम क्‍या है ? यह नियम इमान (विश्वास) और सत्क्मों 
का नियम है, यानी एक इश्वर की उपासना और नेकी का जीवन 
व्यतीत करना । इसके अतिरिक्त ओर इसके प्रतिकूल जो बातें धम 
के नाम पर कही जाती हैं. वह सच्चा धर्म नहीं है । 


0०) ४० ४ ७ ७४७५ 35.) निस्सन्देह हमने दुनिया कौ 
७७०) $+ «0 )०७# ७ हर कोौम में एक पेग़म्बर भेजा 
००»*५५००/। ( जिसका उपदेश यह था ) कि 
इश्वर की उपासना करो ओर ' 
दुए्ः वासनाओं (यानी पाशविक 
वृत्तियों) के भुलाबे में न आओ | 
( सू० १६, आ० ३८ ) 


७४ ०६७ ० ७४४..)| ..$ ओर (ऐ पेगम्बर । ) हमने 
व 3 ०) बडी 9) ॥ ()3 तुमसे पहले काई भी रसूल 
०१9०+०७ ७। १ दुनिया में ऐसा नहीं भेजा जिसका 


एक. चर्म २५ 


हमने यह आदेश (वही) न दिया 
हो कि “में ही एकमात्र उपात्य 
देव हूँ, इसलिए मेरी ही इबादत 
करो” | (सू० २१, आ० २४ ) 


कुरान कहता है कि दुनिया में कोई भी धमप्रवतक ऐसा नहीं 
हुआ जिसने इसी एक धम पर दृढ़ रहने और भेद्भावों से बचने 
की शिक्षा न दी हो । सब की शिक्षा यही थी कि इश्वर का घम 
बिछड़े हुए मनुष्यों के जमा कर देने के लिए है। उन्हें अलग 
अलग कर देने के लिए नहीं | इसलिए एक ही परमात्मा की 
उपासना में सब एकत्र हो जायेँ ओर भेदभाव ओर मगड़ं के स्थान 
पर पारस्परिक प्रेम ओर एकता का मार्ग ग्रहण करें । 


४७०) #&.- «८ ८ ४७० | ओर ( देखो ) यह तुम 
०१४०५ «०, ७! + लोगों का सम्प्रदाय वास्तव में एक 

ही सम्प्रदाय है, ओर में तुम सब 

का परवरदिगार हूँ । इसलिए 

( मेरी उपासना ओर भक्ति की 

राह में तुम सब एक हो जाओ 

और ) अवज्ञा से बचो | ( सू० 

२३, आ० ५४ ) 


कुरान कहता है कि परमात्मा ने तुम सब को एक समान 
मनुष्य का चोला दिया था, परन्तु तुमने तरह तरद्दट के वेष और 


२६ कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


नाम ग्रहण कर लिये, जिससे मानवजाति की एकता का सूत्र 
टुकड़े टुकड़े हो गया। तुम्हारे वंश अनेक हैं इसलिए तुम वंश 
के नाम पर एक दूसरे से अलग हो गये । तुम्हारे अलग अलग 
बहुत से देश हो गये, इसलिए भिन्न भिन्न जन्मभूमियों के नाम 
पर तुम एक दूसरे से लड़ रहे हो। तुम्हारी जातियां अगणित 
हैं, इसलिए दर जाति दूसरी जाति से हाथापाई कर रही है। तुम्हारे 
रंग एक से नहीं हें, यह भी पारस्परिक घृणा ओर ट्वंप का एक 
बड़ा कारण बन गया है। तुम्हारी भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, यह बात 
भी तुम्हें एक दूसरे से प्रथत करनेवाली है। इनके अलावा, 
अमोर ग़रीब, स्वामी सेवक, कु्लीन अकुलीन, बलवान निबंल, 
ऊंच नीच, इत्यादि, अगणित भेद उत्पन्न कर लिये गये हैं। इन 
सब का उद्द श्य यही है कि तुम एक दूसरे से प्रथकू हो जाओ ओर 
एक दूसरे से घृणा करते रहों। ऐसी हालत में बतलाओ बह कोन 
सा सूत्र है जा इतने भेदां के होते हुए भी मनुष्य के एक दूसरे 
से जाड़ दे, ओर बिछुड़ा हुआ मानवपरिवार फिर नये सिरे से 
बस जाय ९ कुरान कहता है कि सिफ एक ही सूत्न बाक़ी रह गया 
है, ओर वह इश्वरोपासना का पवित्र सूत्र है। तुम कितने ही 
अलग अलग क्‍यों न हा गये हो, परन्तु तुम्हारे लिए अलग अलग 
परमात्मा नहीं हो सकते । तुम सब एक ही परवरदिगार के बन्दे 
हो, ओर तुम सब की बन्दना ओर भक्ति के लिए एक ह्वी उपास्य 
देव की चोखट है। तुम अगरित भेदभाव रख कर भी एक ही 
उपाखना की डोरी में बंधे हुए दो । तुम्हारा कोइ भी वश क्‍यों न 


एक-धर्म २७ 


हो, तुम्हारी कोइ भी जाति क्‍यों न हो, तुम किसी भी दल अथवा 
श्रेणी के मनुष्य क्‍यों न हो, परन्तु जब तुम एक ही परमपिता 
की शरण में जाओगे तो यह इंश्वरीय सम्बन्ध तुम्हारे समस्त 
पाथिव झंगड़ों को मिटा देगा और तुम सब के बिछड़ हुए हृदय 
परस्पर मिल जायँंगे। तब तुम अनुभव करोगे कि सारा संसार 
तुम्हारा देश है, सारा मानवसमाज तुम्हारा परिवार है और तुम 
सब एक ही परमपिता की सन्‍्तान हो । 


इसलिए कुरान का उपदेश द्वे कि इश्वर के जितने रसूल 
आये सबकी शिक्षा यही थी कि “अल-दीन”! (अद्वीन) पर, 
अथोत्‌ समस्त मानवजाति के एक विश्वव्यापी धर्म पर, तुम 
सब दृढ़ रहो ओर इस मार्ग में एक दूसरे से अलग न हो जाओ | 


५४१ ७ ०र०- ७० ४ £)* ओर (देखो ) उसने तुम्हारे 
५८५ ७५०, ५७), ५०, ८: लिए धर्म का वही मार्ग स्थिर 
09७9० 3 ##रण)४ «४ ७५००) ५० $ कर दिया है जिसकी हिदायत 
> थक ०४5 | 0००४+ 3 नूह का की गई थी और जिस पर 
«८3 |)3,० 2, चलने की आज्ञा इब्राहीम, मूसा, 

ओर इसा को दी गई थी । 

( इन सब को परम्परागत शिक्षा 

यही थी कि ) “अद्वदीन! यानी 

परमात्मा का ध्त कायम रखो 


श्ध् 


कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


ओर इस राह में अलग अलग 


न हो। (सृ० ४२, आ० ११) 


इसी आधार पर कुरान बतोर एक दलील के इस बात पर ज़ोर 
देता है कि यदि तुम्हें मेरी शिक्षा की सच्चाई से इनकार है ता तुम 
किसी भी धर्म के इश्वरीय प्न्थ से सिद्ध कर दिखाओ कि सच्चे धर्म 
का मार्ग इसके सिवा कोई और भी हो सकता है । चाहे जिस धर्म 
की मूल शिक्षा का देखो, सब का मूलाधार तुम्हें यही मिलेगा । 


>७ ७७ - ७/४7०)५ ०० ७ 
न अ् 35 ०३ 3१ ७८ 
(के (#अी 2१४ (४०)+४| 
७2 ०) ७) - ७05)25 
०.2..)| छत१ | 9७०) 0* ७.५5 
०3०००७ ७। )॥| «9 ८] 


(ऐ पैग़म्बर ! इनसे ) कह 
दो अगर तुम्हें मेरी शिक्षा से 
इनकार है तो तुम दलील पेश 
करो । यह इश्वरीय वाणी मोजूद 
है, जिस पर मेरे साथियों के 
विश्वास है, ओर इसी तरह की 
अन्य इश्वरीय वाणियां भी मोजूद 
हैं जो मुकसे पहले के पेग़म्बरों 
पर प्रकट हो चुकी हें । 
( तुम सिद्ध कर दिखाओ 
किसी ने भी मेरी शिक्षा के विरुद्ध 
शिक्षा दी हो )। वास्तव में इन 
( सत्य से इनकार करनेवालों ) 
में बहुधा ऐसे व्यक्ति हैं. बिन्‍्हें 


एक-चमे २६ 


सत्यका बिलकुल पता ही नहीं है, 
ओर इसलिए उस (सत्य ) से 
मुंह मे।ड़ हुए हैं । ( ऐ पेग़म्बर ! 
विश्वास करो ) हमने तुमसे 
पहले केाइई पेग़म्बर ऐसा नहीं 
भेजा हे जिसे इस बात के 
सिवा कोइ दूसरी बात बतलाइ 
गई हो कि मेरे सिवा तुम्हारा 
कोई उपास्य नहीं, इसलिए मेरी 
ही डपासना करो | ( सू० 
२१, आ० २४ ) 


इतना ही नहीं, बल्कि कुरान कद्दता है किसी इश्वरीय ग्रन्थ से, 
किसी धम की शिक्षा से, किसी भी ज्ञानी वा द्रष्टा की वाणी या 
परम्परागत आख्यायिका से तुम सिद्ध कर द्खाओ कि मेरी शिक्षा 


सत्य की शिक्षा नहीं है । 


3१. ५००८ (५ १४। 


अगर तुम अपने इनकार 


(न ई छा (+ 0 है, ७! | 3७ में सच्चे ही तो सबुत में ऐसा 
(85०५०. कोइ ग्रन्थ पेश करो जो अब से 


पहले प्रकट हुआ हो, या ( कम 
से कम ) ज्ञान या तत्वद्शन का 
कोइ ऐसा इदृवालाही दे जो 


३० कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


परम्परा से तुम्हें प्राप्त हुआ हो । 
( सू० ४६, आ० ३ ) 
इसी आधार पर कुरान समस्त सांसारिक धर्मा के पारस्परिक 
समथ न के भी बतोर एक दलील के पेश करता है, यानी वह 
कहता है कि इनमें से प्रत्येक शिक्षा दूसरी शिक्षा का समथन 
करती है, उसे मुठलाती नहीं। ओर जब हर शिक्षा दूसरी शिक्षा 
का समथन करती है ता इससे माल्म हुआ कि इन सारी शिक्षाओं 
की जड़ में कोई एक ही सनातन ओर नित्य सत्य अवश्य काम कर 
रहा है, क्‍योंकि यदि भिन्न देश, भिन्न काल, भिन्न जाति, भिन्न 
भाषा ओर भिन्‍न नाम रूप में कट्दी हुई बातें, इतने भेदों के रहते 
हुए, तत्वरूप से सदा एक ही हों ओर एक ही लक्ष्य पर ज़ोर 
देती ह्वों तो तुम्हें यह मान लेना पड़ेगा कि इन सब बातों की जड़ में 
कोई एक सनातन नित्य सत्य अवश्य है । 


उ्ण० ८०००) ०५७ ४ (ऐ पेग़म्बर !) परमेश्वर न यह 
9] 3 बर७४ (08१ »४ ७०-००» ग्रन्थ (कुरान) जिसमें सच्चाई की 
(निर्ठ >« | ४४ + *०४०। शिक्षा हे तुम पर प्रकट किया 
(५०७ (५०० है । यह उन धम ग्रन्थों का 

समर्थन करता है जो इससे 

पहले प्रकट हो चुके हें। इसी 

तरह लोगों के पथप्रदर्शन के 

लिए परमात्मा ने तोरात ओर 


एक-घ्म ३१ 
इसील प्रकट की थीं। ( सू० 
३+आ० २ ) 

(3० 2७७ (०४ ४७ , हमने इसा के इजील प्रदान 
ब्य०४ 38१ (+/ ७७०० )») को, उसमें मनुष्य के लिए 
2)»०। 5 हिदायत और प्रकाश है, ओर 
उससे पहले जो तोरात प्रकट 
हो चुकी थी इखीज़ डस्रका 
समथन करती है, उसे मुठलाती 

नहीं | (सू० ५, आ० ४७) 


यही कारण है कि कुरान के उपदेशों का एक बड़ा विषय 
कुरान से पहले की हिंदायतों और रसूलों का वर्णन है। कुरान 
उनकी समानता, एकवाक्यता और शिक्षा की अभिन्‍नता से 
धामिक सच्चाई के समस्त उपदेशों को प्रमाणित करता है | 


३ | धर्म और विधान । 
दीन ओर शरशअ्र 


अच्छा, यदि मनुष्य-सात्र के लिए एक ही धर्म है और सब 
धमंप्रवतकों ने एक ह्वी तत्व ओर एक ही क़ानून का उपदेश 
दिया है तो फिर धर्मों में इतनी भिन्नता केसे हुई ? सब मे में 
एक ही तरह की भआज्षाएँ, एक ही तरह के कम एक ही प्रकार 
के रीति रिवाज क्‍यों नहीं हुए ? किसी धम में उपासना की 
एक विधि अख्तियार की गई है, किसी में दूसरी। किसी के 
माननेवाले एक ओर मुंह करके उपासना करते हैं तो किसी के 
दूसरी ओर । किसी के यहाँ व्यवस्था और नियम आदि एक तरह 
के हैं, किसी के यहां दूसरी तरह के । 

कुरान कहता दै कि धमो' की भिन्नता दो तरह की हैं | एक तो 
वह जिसे इन धर्मों के अनुयायियों ने धरम की वास्तविक शिक्षा 
से हटकर पैदा कर लिया है। यहद्द भिन्नता धर्मों की नहीं है बल्कि 
उन धर्मों के माननेवालों की गुमराह्दी का नतीजा है। दूसरी 
भिन्नता वह है जो वास्तव में अलग अलग धर्मोंकी श्राज्ञाओं 
ओर उनकी क्रियाओं में पाइ जाती है। जैसे, एक धम में उपासना 
की कोई ख़ास विधि स्वीकार की गइ है, दूसरे में दूसरी विधि । 
यह भिन्नता मौलिक अथवा वास्तविक भिन्‍नता नहीं है, केवल ऊपरी 


घमं ओर विधान ३३ 


थोत्‌ गौण भिन्‍नता है। और इस तरह की भिन्‍नता का होना 
अनिवाये भी था| 

कुरान कद्दता है कि सब धर्मों की शिक्षा में दो तरद् की बातें 
होती हैं। एक तो वह जो धर्मों का तत्त्व और उनका सार है, 
दूसरी वह जिनसे उन धर्मो' का बाहरी रूप सजाया गया है। 
पहली मुख्य ओर दूसरी गौण हैं । पहली को ,कुरान “घमंतत्त्व” 
(दीन) ओर दूसरी को विधि-विधान (शरञअ और नुसुक) का नाम 
देता है। इस दूसरी चीज़ के लिए 'मिनह्माज” का शब्द भी इस्तेमाल 
किया गया है। 'शरञअ! ओर “मिनहाज” का शब्दाथ मार्ग है, 
ओर '“नुसुक” का अर्थ उपासना की विधि है। कुरान कद्दता है कि 
धर्मों में जो कुछ भी असली भिन्‍नता है वह धमंतत्त्व की नहीं बल्कि 
नियमों ओर विधि-विधान की भिन्‍नता है, यानी, मूल की नहीं 
शाखाओं की है, असलीयत की नहीं बाहरी रूप रंग की है, आत्मा 
की नहीं शरीर की है। और इस भिन्‍नता का होना अनिवाय था| 
धर्म का लक्ष्य भमानवसमाज का कढ्याण ओर उसका सुधार है, 
परन्तु प्रत्येक देश ओर प्रत्येक काल में मनुष्यसमाज की अवस्था 
ओर परिस्थिति न तो कमी एक सी हुई है और न हो सकती है । 
किसी ज़माने का रहन-सहदन ओर उसकी मानसिक शक्तियां एक 
खास ढड्ग की थीं ओर किसी ज़माने को दूसरे ढड्ढा की । किसी देश 
की परिस्थिति के लिए एक ख़ास तरह का जीवन आवश्यक होता 
है ओर किसी देश के लिए दूसरी तरह का। इसलिए जिस धर्म 
का आविभोव जिस युग और जिस परिस्थिति में हुआ 'और जैसी 

; 


३५ कुरान ओर धा्मिक मतभेद 


तबीयत के मनुष्यों में हुआ उसी तरह के नियम और विधि-विधान 
भी उस धम में अख्तियार कर लिये गये। जिस काल और जिस 
देश में जो ढज्ज नियत किया गया वही उस देश ओर काल के लिए 
उपयुक्त था । इसलिए हर सूरत अपनी जगह ठीक और सत्य 
है, ओर यह भेद उससे अधिक महत्त्व नहीं रखता जितना महत्त्व 
कि समस्त मानवजातियों के अलग अलग रहन-सहन और दूसरी 
स्वाभाविक विभिन्‍नताओं को दिया जा सकता है । 


कक ४०0०७ प७+ न (४० (ऐ पेग़म्बर !) हमने हर गिरोह 
०४ # ००5०५ ७ ७४७० के लिए उपासना की एक ख़ास 
(>/+४ ०४ - ०४५) _/ ८१५ विधि नियत कर दी है जिस पर 
87-००» (>०» वह अमल करता है। इसलिए 
लोगों को चाहिए कि इस विषय 
में कगड़ा न करें। (ऐ पैग़म्बर !) 
तुम लोगों को अपने परमात्मा 
की ओर बुलाओ ( कि असली 
चीज़ यही है )। वास्तव में तुम 
हिदायत के सीधे रास्ते पर चलते 
हो । (सू० २२, आ० ६६) 


जब इस्लाम के पैगम्बर ने यरूशलम ( बैतुल-मुक़द्द्स ) के 
बदलें काबे की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़नी शुरू की, तब यह 


घम्म ओर विधान शेर 


बात यहूदियों और इसाइयों को 'अखरी, क्योंकि वे इन बाहरी और 
ऊपरी बातों पर ही घम का सारा दार-सदार रखते थे और इन्हीं 
के। सत्य और असत्य की कसौटी समभते थे । 

लेकिन कुरान ने इम मामले को बिलकुल दूसरी ही नज़र से 
देखा है । कुरान कहता है तुम इस दरह की बातों को इतना महत्त्व 
क्यों देते हो ? यह न तो सत्य और असत्य की कसौटी ही है, और 
न इनका धर्म के वास्तविक अथोत्‌ मौलिक रूप से कोई सम्बन्ध 
ही है । प्रत्येक धर्म ने अपनी परिस्थिति और सुविधा के अनुसार 
उपासना की एक खास विधि अख्तियार कर ली ओर उसके अनु- 
सार लोग वरतने लगे । परन्तु असली लक्ष्य सब का एक ही है और 
वह इश्वरोपासना और सदाचरण है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य 
का जिज्ञासु है उसे चाहिए कि वास्तविक लक्ष्य पर ध्यान रखे और 
इसी दृष्टि से सब बातों की परीक्षा करे, इन वाहरी वातों को सत्य 
ओर असत्य की कसोटी न समझ ले | 


५७३८ +० 2३% 3. (६3 ओर ( देखो ), हर गिरोह के 
>र्श 5 ० #०। 5५०४-५७ के लिए कोइ न कोई दिशा है 
८० ७४ ०५ १४ ७ जिसकी ओर, उपासना करते 
/ | (5 0 «०. - ७७०+ समय, वह अपना मुंह कर लेता' 
)२०४ है (इसलिए इस मामले को 

इतना तूल न देकर ) नेकी की 

राह में एक दूसरे से आगे बढ़ 


३६ कुरान और धामिक मतभेद 


जाने का प्रयत्न करो ( क्योंकि 
श्रसली काम यही है )। चाहे तुम 
किसी जगह भी हो इश्वर तुम्हें 
ढूंढ लेगा । अवश्य ही परमात्मा 
की शक्ति से कोइ चीज़ बाहर 
नहीं है। (सू० २, आ० १४८) 


फिर इसी सूरे में आगे चलकर कुरान ने साफ़ शब्दों में 
खुलासा कर दिया कि असली धर क्या है, और किन बातों से 
मनुष्य धामिक कल्याण और समृद्धि प्राप्त कर सकता है ९ कुरान 
कहता है धरम सिफ़ इस तरह की बातों में नहीं है कि उपासना करते 
समय किसी वोक्ति ने मंह पूरव की तरफ़ किया या पश्चिम की 
तरफ़ । वास्तविक धम तो ईश्वर अक्ति ओर सदाचरण है। फिर 
विस्तार के साथ बतलाया है कि इश्वर-भक्ति और सदाचरण की 
असली बातें क्‍या क्‍या हैं । 


(“०३७ ॥% छा 3०7 (+०&] ओर ( देखों ) नेकी यह नहीं 
७६५ ५०२०५ (5:४० 3 है कि तुमने (उपासना के समय ) 
लक सा ५ (रण 3० 3 अपना मुंह पूवे की ओर कर 
५००८०, &४४9.),  ,5)१| लिया या पश्चिम की ओर, ( या 
(४४ (पं (9-७७): इसी तरह की कोई दूसरी बात 
५“०५७/ + ५१४० ५)७ <«» जाहिरी रस्म व रिवाज़ की कर 


धर्म ओर विधान ३७ 


हा टिक अर) अचल । 
“ ध्टॉडओं ४ 3 ७४-०५ 
- 59; #» 9 ४,०)| #५) 
- 0००७ |७/ ५००७८ (.))29«-|$ 
9४०], # «० ५-) ७४ ..४)२०००५ 
७७७) « «फी ४६५ 
००) 3 - ३०० ..)२५-॥ 


ली )। नेकी की राह तो उसकी 
राह है जो परमात्मा पर, आंख- 
रत (इश्वर के सम्मुख उप- 
स्थित होने ) के दिन पर, फ़रिश्तों 
पर, समस्त इश्वरीय-प्रन्था और 
सत्र पेग़म्बरों पर इसान (विश्वास) 
लाता है, अपना प्यारा धन 
सम्बन्धियों, अनाथों, द्रिद्रों, 
यात्रियों ओर मांगने वालों की 
राह में और गुलामों को आजाद 
कराने में ख़च करता है, नमाज 
पढ़ता है, जुकात (अपनी कमाई 
में से धमाथ ) देता है, बात का 
पक्का है, भय और घबराहट 
तथा तंगी और मुसीबत के समय 
धीर ओर अविचलित रहता 
है । ( स्मरण रखो ) ऐसे ही 
लोग हैं जो ( अपनी दीनदारी 
में) सच्चे है । और ये ही 
हैं जो बुराइयों से बचने- 
वाले इन्सान हैं । (सू० २, 
ऋआ० १७५२ ) 


श्प कुरान ओर घामिक मतभेद 


जिस ग्रन्थ में १३०० वष से यह आयत मं।जूद है, अगर संसार 
उसके उपदेश का वास्तविक लक्ष्य नहीं समक सकता तो फिर कोन 
सो बात है जिसे संसार समझ सकता है ९ 


(००७ बकरे 22७०० ४.५. ७| सूरा ५ में एक विशेष क्रम से 
८०७ ८५ ७४७ ७ ३3५ .,कुरान से पहले के धर्मों के 
५५७० ००१ , ५२) ७४ (५०४२ उत्थान का वणुन किया गया है। 
(७) ७७०० (0५ ५०००४ यह वर्णान हज़रत मूसा ओर 
८2०४ 87 तौरात से आरम्भ होता है। 
फिर हज़रत मसीह के ज़हूर 
(आविभाव) का वरणुथ किया 

जाता है । 


मसीह के बाद इस्लाम के पेग़म्बर का आवि्भाव हुआ | 
फिर इन भिन्न भिन्न उपदेशों के वशुन के बाद कुरान लोगों का 
मुखातिब करते हुए कहता है-- 


2६०४ ७०.० ७७०० (४. हमने तुगमें सहर एक के लिए 
५ ७. र्‌ः हर. ० 

(“जप ८१४ २८ 923 + ५०३०3. (यानी प्रत्येक धम के अनुयायियों 
(डिक. 53 ४७०), &» के लिए) एक ख़ास विधि-विधान 
४०) बजी५2.40.०५ ८ ५० ४ नियत कर दिया है। अगर 
परमात्मा चाहता तो (विधियों 


धर्म श्रोर विधान ३६ 


ओर विधानों में कोई अन्तर ही 
न होता) तुम सब को एक ही 
सम्प्रदाय बना देता | परन्तु यह 
विभिन्नता इसलिए हुई कि (समय 
ओर अवस्था के अनुसार) तुम्हें 
जो आज्ञाएँ दी गई हैं उन्हीं में 
तुम्हररी परीक्षा करे। इसलिए 
इन विभिन्‍नताओं के पीछे न 
पड़कर) नंकी की राहों में एक 
दूसरे से आगे निकल जाने का 
प्रयत्न करो (क्योंकि असली काम 
यही है)। (सू० ५, आ० ४८) 


इस आयत पर एक सरसरी नज़्र डाल कर आगे न बढ़ जाओ, 
बल्कि इसके एक एक शब्द पर ग्रोर करो। जिस समय कुरान का 
आविभाव हुआ संसार का यह हाल था कि समस्त धर्मों के 
अनुयायी धम को सिफ़ उसकी बाहरी क्रियाओं ओर रस्मों में ही 
देखते थे ओर ध।मिक विश्वास का सारा जोश खरोश इसी तरह 
की बातों तक सीमित रह गया था। प्रत्येक धरम के अनुयायी यही 
विश्वास करते थे कि दूसरे धमवालों को कभी मुक्ति नहीं मिल 
सकती, क्योंकि बे देखते थे कि दूसरे धमंवालों की क्रियाएं. और 
रस्में वेसी नहीं हैं जैसी कि उन्होंने स्वयं अख्तियार कर रखो हैं । 


४० कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


परन्तु कुरान कहता है कि नहीं, यह क्रियाएँ और रस्में न तो धम 
की असल ओर हक़ीक्त हैं ओर न उनका भेद सत्य और असत्य 
का भेद है। यह सब धमम के केवल व्यावहारिक जीवन का ऊपरी 
ढाँचा है, तत्व और सार इससे उच्चतर है, और वही वास्तविक ध्म 
है । यह वास्तविक धम क्या है ?--एक परमात्मा की उपासना और 
सदाचरण का जीवन । यह किसी एक गिरोह की पैतृक सम्पत्ति 
नहीं है जो उसके सिवा किसी और को न मिली हो। यह सब धर्मों 
में समान रूप से भोजूद है, क्योंकि यही धरम की असल यानी जड्ड 
है । इसलिए न तो इसमें परिवर्तन हुआ और न किसी तरह का अन्तर 
ही। क्रियाए' और रस्में गोण हैं, देश और काल के अनुसार ये 
सदा बदलती रही हें ओर जो कुछ भी अन्तर हुआ है इन्हीं में 
हुआ है। 

फिर कुरान पूछता है कि क्रियाओं ओर रस्मोंकी इस भिन्नता 
के तुम इतना महत्त्व क्यों दे रद्दे हो ? परमात्मा ने प्रत्येक देश और 
प्रत्येक युग के लिए एक विशेष प्रकार की रीति नीति स्थिर कर दी , 
जो उसकी आवश्यकता ओर अवस्था के उपयुक्त थी और लोग 
उसी पर कारबन्द हैं । यदि परमात्मा चाहता तो समस्त मानवजाति 
को एक द्वी कौम बना देता ओर विचारों ओर क्रियाओं की कोई 
भिन्नता उत्पन्न ही न द्वोने देता । किन्तु इश्वर ने ऐसा नहीं चाद्दा । 
उसकी सबज्ञता ने यही उचित समझा कि विचारों ओर क्रियाओं 
की भिन्‍न मिन्‍न अवस्थाएँ उत्पन्न हों । इसलिए इस भिन्नता का 
सत्य और असत्य की भिन्‍नता क्‍यों मान ली जाय ? क्‍यों इस 


धर्म ओर विधान ४१ 


भिन्‍नता के कारण एक गिरोह दूसरे गिरोह से लड़ने के लिए तैयार 
रहे ? असल चीज़ जिस पर सारा ध्यान देना चाहिए नेकी के काम 
हैं, और समस्त ऊपरी क्रियाएँ और रस्में इसीलिए हैं कि उनके द्वारा 
हम नेकी की राह पर कायम रह सकें । 

ग़ोर करो इस आयत में कहा गया है कि हमने तुममें से प्रत्येक 
धर्म के अनुयायी के लिए एक बिधि-विधान (शरञ्ञ और मिनहाज) 
ठहरा दिया है, इसमें यह नहीं कहा गया कि एक धर्म ( दीन ) 
ठहरा दिया है । क्योंकि धम तो सब के लिए एक ही है, धम एक 
से अधिक या कई तरह का नहीं हो सकता। हाँ, विधि-विधान 
सब के लिए एक तरह का नहीं हो सकता। हर समय ओर हर 
देश की स्थिति और योग्यता के अनुसार विधि-विधान का भिन्‍न 
भिन्‍न होना ज़रूरी था, अथोत्‌ विविध धर्मों की भिन्‍नता तात्त्विक 
अथवा मौलिक भिन्‍नता नहीं है बरन्‌ केवल वाह अथवा गौण 
चीज़ों की भिन्नता हे । 

यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि जहाँ भी कुरान ने इस 
बात पर ज़ोर दिया है कि अगर परमात्मा चाहता तो सारे मनुष्य 
एक ही माग॑ पर एकत्र हो जाते या एक ही जाति बन जाते, 
जैसा कि ऊपर की आयत में बयान किया गया है, वहाँ उन सब 
आयतों क। मतलब इसी सत्य के स्पष्ट करना है। कुरान चाहता 
है यह बात लोगों के दिल में बैठा दी जाय कि विचारों और 
क्रिया की भिन्‍नता मनुष्यस्वभाव की एक विशेषता है, ओर जिस 
तरह यह भिन्‍नता ओर सब बातों में पाई जाती है उसी तरह 


४२ कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


धामिक बातों में भी मोजूद है। इसलिए इस भिन्‍नता के सत्य 
ओर असत्य की कसोटी नहीं समझना चादहिए। कुरान कहत। है 
कि जब परमात्मा ने मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बनाया है कि 
प्रत्येक उकक्ति, प्रत्येक जाति, प्रत्येक जमाना, अपनी अपनी समम, 
अपनी अपनी पसन्द ओर अपना अपना तोर तरीका रखता है, 
ओर यह सम्भव नहीं कि किसी एक छोटी से छोटी बात में भी 
सब मनुष्यों का स्वभाव एक तरह का हो जाय, तो फिर यह कब 
सम्भव था कि धामिक क्रियाएँ ओर रस्में भिन्‍न भिन्‍न न होतीं, 
ओर सब एक ही ढंग अखितयार कर लेते ? यहां भी भेद होना था 
आर हुआ । किसी ने एक साधन से ओर किसी न दूसरे साधन से 
असली लक्ष्य तक पहुँचना चाहा। परन्तु असली लक्ष्य में, यानी 
इश्वरोपासना ओर सदाचरण की शिक्षा में, सभी एक मत रहे। 
किसी भी धम ने यह शिक्षा नहीं दी कि इश्वर की उपासना नहीं 
करनी चाहिए । किसी ने भी यह नहीं सिखलाया कि झूठ 
बोलना सच बोलने से बेहतर है । इसलिए जब सब का मूल लक्ष्य 
एक ही है तो केवल बाहरी चीज़ां और क्रियाओं की विभिन्‍नता 
से क्‍यों कोइ किसी का विरोधी ओर दुश्मन बन जाय ? क्यों हर 
गिरोह दूसरे गिरोह को मुठलाबे ९ क्‍यों धार्मिक सच्चाई किसी एक 
ही जाति या सम्प्रदाय की बपोती समझ ली जाय 

एक स्थल पर खुद पैग़म्बर मुहम्मद को मुख़ातिब करते हुए, 
कुरान कहता है कि तुम जोश में आकर चाहते हो कि सब लोगों 
के। अपने दी मार्ग पर ले आओ, परन्तु तुम्हें यह बात नहीं भूलनी 


धर्म ओर विधान ४३ 


चाहिए कि विचारों ओर क्रियाओं की विभिन्‍नता मनुष्यस्थभाव 
की नैसगिक विशेषता है | तुम ज़बरदम्ती कोइ बात किसी के गले 


नहीं उतार सकते । 


(७ 3९४ स ९ > 4 १-9 
बज (०७०-- (कि 
५ (_ (४) | 


3? )) | डर 
४०७5 ४००४ (छा 


(08८ $-* 97342 


ओर अगर तुम्हारा पालन- 
कत्ता चाहता तो इस प्रथ्बी पर 
जितने भी मनुष्य हैं सब के 
सब तुम्हारी बात मान लेते, 


( लेंक्नि तुम देख रहे हो कि 
डसके कोशल का यही निश्चय है 
कि प्रत्यक मनुष्य अपनी अपनी 
समकभक और अपनी अपनी 
राह रख ) । फिर क्‍या तुम 
चाहते हो कि लोगों के मजबूर 
कर दो कि सब तुम्हारी ही बात 
मानें । (सू० १०, आ० ९९) 


कुरान कहता है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बना है कि 
हर गिरोह को अपना ही तोर तरीक़ा अच्छा दिखाई देता है, वह 
कअ्परी बातों को अपने विरोधियों को दृष्टि से नहीं देख सकता । 
जिस तरह तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा ही मार्ग स्वश्रेप्ठ है, ठीक उसो 
तरह दूसरों की दृष्टि में उनका अपना मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए 


है है] 


कुरान ओर घामिक मतभेद 


इस बारे में अपने अन्दर सहिष्णुता ओर उदार दृष्टि पैदा करो; इसके 


अतिरिक्त और कोइ उपाय नहीं । 


७७४ ७७१२४ (3४%-! (4०० 9 

७० रण ॥कज्के <ं 3० 
(७ ४; (६७३ - ७ #*५ 
#+) एक लै- कॉलम ई 
| ४ (० जा (६३%) 


७/१+>४ 


ओर ( देखो ), जो लोग पर- 

मात्मा को छोड़ कर दूसरों की 
उपासना करते हैं, तुम उन्हें बुरा 
मत कहो क्योंकि ( नतीजा यह 
होगा कि ) वे लोग भी हवंष ओर 
नादानी से परमात्मा को भला 
बुरा कहने लगेंगे । (स्मरण 
रखो ) हमने मनुष्य का स्वभाव 
ही ऐसा बनाया है कि प्रत्येक 
गिरोह को अपने ही काम अच्छे 
दिखलाई पड़ते हैें।फिर अन्त 
में सब को अपने परवरदिगार 
की ओर लौटना है, और वही 
हर गिरोह को उसके कर्मों की 
असलीयत बतलायेगा ( सू० ६, 
शआ्या० १०८ ) 


४। साम्प्रदायिकता। 
गिरोह-परस्ती 

अच्छा, जब सारे धर्मों का मुख्य लक्ष्य एक ही है और सब 
की बुनियाद सत्य पर है तो फिर कुरान की क्‍यों आवश्यकता हुई ? 
कुरान का उत्तर है कि यद्यपि सब धम सच्चे हैं लेकिन उन सब 
के अनुयायी सत्य से हट गये हैं । इसलिए यह आवश्यक हुआ 
कि सब को उनकी खोइ हुई सच्चाई पर नये सिरे से क़ायम कर 
दिया जाय । 

इस सम्बन्ध में कुरान ने विविध धर्मों के अनुयायियों की 
सारी गुमराहियाँ एक एक्र करके गिनाई हैं। यह गुमराहियाँ 
विश्वाससम्बन्धी और व्यवहारसम्बन्धी दोनों तरह की हैं। इनमें 
एक सबसे बड़ी गुमराही जिस पर जगह जगह ज़ोर दिया गया है 
वह है जिसे कुरान साम्प्रदायिकता ( तशय्यु ) और ' दलबन्दी 
( तहजुजुब ) का नाम देता है, यानी अलग अलग जत्थे ओर दल 
बना कर उनमें ऐसे भावों का पेंदा कर देना जिससे लोग असली 
दीन यानी इश्वरोपासना और सदाचरण को छोड़कर अपने दल- 
विशेष की पूजा ओर उसी के विधि-विधान को अपना ध्येय मान बैठे । 
इसी को कुरान साम्प्रदायिकता यानी गिरोह-परस्ती का नाम 
देता है। 


३६ कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


हि ("६४०० ००७» ७६४ 428 9 
८.-.)| 3! (४०० (| क् ७ 


सी ४ ...) (६/4)४ (+ 


न (2; ("६+०६२ (०)+* [2०:०७ 


जो लोग अपने धम के टुकड़े 
टुकड़े कर अलग अलग गिरोहों 
में बंट गये, उनसे तुम्हें कोइ वास्ता 
नहीं । उनका मामला ख़ुदा के 
हवाले है। जैसे कुछ उनके कम 
रहे हैं उसका नतीजा ख़ुदा उन्हें 
बतला देगा। (सू० ६, आ० १६०) 


फिर लोगों ने एक दूसरे से 
पृथक होकर अलग अलग धम 
बना लिये; हर टोली के पलले 


जो कुछ पड़ गया वह उसी में 
मग्न है । (सू० २३, आ० ५४) 


साम्प्रदायिकता ओर दलबन्दी की गुमराही से क्या मतलब है, 
इसे विस्तारपृवक समभ लेना चाद्विए । कुरान कहता है, इश्वर के 
बताये हुए धम का तत्त्व तो यह है कि वह मानबजाति पर इश्वरो- 
पासना ओर सदाचरण के सागे खोल दे, यानी इश्वर के इस नियम 
को घोषित कर दे कि संसार की अन्य वस्तुओं की तरह मनुष्य के 
कर्मों के भी अलग अलग गुण और अलग अलग फल होते हैं, 
अच्छे कर्मा का फल अच्छा ओर बुरे कर्मों का बुरा होता है। परल्तु 
लोग इस सच्चाई को तो भूल गये ओर धर्म की असलीयत केवल 
बंशों, जातियों, देशों ओर तरह तरह के रीति-रिवाजों को ही समझ 


साम्पदायिकता 9 


बैठे । नतीजा यह हुआ कि अब मनुष्य की मुक्ति ओर उसके कल्याण 
का मार्ग यह नहीं समझा जाता कि उसका विश्वास या उसके कर्म 
केसे हैं, बल्कि सारा दार-मदार इस पर आ गया कि कौन किस 
विशेष जत्थे या समुदाय में शामिल है ओर कोन नहीं है। अगर 
एक आदमी किसी खास मज़हबी गिरोह में शामिल है तो यह 
विश्वास किया जाता है कि उसे मुक्ति मिल गई और उसने धामिक 
सत्य प्राप्त कर लिया | अगर वह शामिल नहीं है तो विश्वास किया 
जाता है कि मुक्ति का द्वार उसके लिए बन्द है और धामिक सच्चाई 
मं उसका कोई हिस्सा नहीं | मानो साम्प्रदायिकता ओर दलबन्दी ही 
धर्म की सच्चाई, अन्त समय की मुक्ति ओर सत्य तथा असत्य की 
कसौटी है । विश्वास और कम कोई चीज़ ही नहीं रहे। यद्यपि 
समस्त धर्मों का लक्ष्य एक ही है, और सब एक ही विश्वम्भर प्रभु 
के उपासक है तथापि प्रत्येक सम्प्रदाय का यही विश्वास है कि धर्म 
की सत्यता केवल उती के पलले पड़ी है ओर वाक्ती सारे मनुष्य 
उससे वच्थित हैं | इसलिए भ्रत्येक धम का अनुयायी दूसरे धर्मों के 
विरुद्ध घृणा ओर पक्षपात की शिक्षा देता है ओर संसार में इश्बरो- 
पासना ओर धघम का माग सर से पैर तक इंषा और द्वेष, घृणा और 
बबेरता, हत्या ओर रक्तपात का मार्ग हो गया है। इस सम्बन्ध में 
कुरान ने जिन महान बातों पर ज़ोर दिया है उनमें तीन सब से 
स्पष्ट हैं । 

(१) मनुष्य का कल्याण ओर उसकी मुक्ति उसके विश्वास ओर 
उसके कर्मो पर निभर है, न कि सम्प्रदायविशष पर । 


ड्८ कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


(२) मनुष्यमात्र के लिए इश्वरीय धम एक दी है और एक 
समान सब को उसकी शिक्षा दी गई है । इसलिए धर्मों के अनुयायियों 
ने धम की एकता और उसके विश्वव्यापी तत्त्व को नष्ट कर जो 
बहुत से विरोधी ओर परस्पर लड़नेवाले जत्थे बना लिए हैं, यह 
साफ़ उनकी गुमराद्दी हे । 

(३) धम की जड़ एकेश्वरबाद है, यानी एक विश्वम्भर प्रभु की 
सीधी उपासना । 

ओर सब धमंप्रवतंकों ने इसी की शिक्षा दी है। इसके खिलाफ़ 
जितने विश्वास ओर कम स्वीकार कर लिये गये हैं, वे सब 


असलीयत से हट जाने के नतीजे हैं । 
ऊपर का आयतों के अतिरिक्त निम्नलिखित आयतों में भी 
इसी तत््ब पर जोर दिया गया है। 


धकण।ं ([5५४ ..) ७, 

बन ५५) ०४७७० १! 9० (७६5 (७१४९ | 
०७ (5 - ###प्न॑ ५६० 
2९ बज ४३ | ८ (275७८४+००० 


ओर यहुदियों ओर इसाइयों 
ने कहा कि स्वग में ऐसे किसी 
मनुष्य का प्रवेश नहीं हो सकता 
जो यहूदी या इसाइ न हो | यह 
उन लोगों का केवल वहम हे, 
( वास्तविकता यह नहीं है। ऐ 
पैग़म्बर !) इनसे कह दो कि अगर 
तुम सच्चे हो तो बतलाओ 
तुम्हारी दलील कया है ? हां, 


साम्पदायिकता 


४६ 


( निस्सन्देह मुक्ति का माग खुला 
हुआ है, वह माग किसी सम्प्रदाय- 
विशेष के लिए नहीं है। वह 
मार्ग तो आस्तिकता और नेक 
कामों का मार्ग है) । जिस 
किसी ने परमात्मा के आगे सर 
मुकाया और सदाचारी हुआ, 
( वह चाहे यहूदी हो या इंसाई 
या कोई और ) वह अपने पालन- 
हार से अपना फल पायेगा, और 
उसके लिए न तो किसी तरह 
का भय है और न कोई शोक। 
( सू० २, आ० १०६ ) 


सूरा २ में यही हक़ीक़त और भी साफ़ शब्दों में कही गई है । 


|,०५७ (१२७० 93. २५७ ../! 
७ ७)+ (30१ ००० _०)५००.) 
(+ 9 »+7] (१3% $ 4४१५ 
- (६१) ०४० /»)+ | (३3 ००० 
(डी 2) कक डी ००9) 
- ००१४१००२ 


जो लोग ( पेग़म्बर पर ) 
इमान लाये हैं चाहे वे हों, या वे 
लोग हों जो यहूदी या इसाई या 
साबी हैं, कोई भी क्‍यों न हो, 
(ओर किसी भी सम्प्रदाय से क्यों 
न हो, परमात्मा का क़ानून मुक्ति 


$ै० कुरान ओर धामिंक मतभेद 


के लिए यह है कि) जो भी पर- 
मात्मा पर और इंश्बरीय न्याय 
(यानी क्रियामत ) पर इमान लाया, 
ओर जिसके कम अच्छे हुए, वह 
अपने विश्वास ओर कर्मों का 
फल अपने पालनहार प्रभु से 
अवश्य पायेगा। उसके लिए न 
तो किसी तरह का खटका है, न 
किसी तरह का शोक । ( सू० २, 
आ० ५५९ ) 


यानी धर्म का लक्ष्य तो इश्वरोपासना और नेक काम थे, धर्म 
किसी सम्प्रदायविशेष का नाम नहीं था। कोई भी मनुष्य, चाहे 
वह किसी वंश या जाति का क्‍यों न हो, ओर किसी भी नाम से 
पुकारा जाता हो, अगर वह इश्वरनिष्ठ ओर सदाचारी है तो वह 
इश्वरीय पथ का पथिक है और उसे मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन 
यहूदियों और इसाइयों ने इसके विरुद्ध अपनी अपनी पेढक ओर 
साम्प्रदायिक गिरोहबन्दियों के क़ानून बना लिये। यहूदियों न 
साम्प्रदायिकता का एक दायरा बनाया और उसका नाम यहूदी-मत 
रखा । जो इस दायरे के अन्द्र है वह सत्य पर है ओर उसके लिए 
मुक्ति भी है। जो इसके बाहर दे वह असत्य पर है ओर उसे कभी 
मुक्ति नहीं मिल सकती | इसी तरह इसाइयों ने भी अपना एक 


साम्प्रदायिकता ९१ 


दायरा बना कर उसका नाम इसाइ-मत रख लिया। जो इसमें 
दाखिल है केबल वद्दी सचाई पर है ओर केवल उसी के लिए मुक्ति 
है, ओर जो उसके बाहर है न उसका सत्य में कोइ हिस्सा हे, और 
न वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब रहे मनुष्य के कम सो 
उनका नितान्त कोई मूल्य ही नहीं रहा । चाहे कोई व्यक्ति कितना 
ही इश्वरनिष्ठ और सदाचारी क्‍यों न हो, पर यदि वह यहूदियों 
की पेतृक गिरोहबन्दी या इसाइयों की साम्प्रदायिक गिरोहबन्दी 
में दाखिल नहीं है तो कोई भी यहूदी अथवा इसाई उसे सतपथ का 
अनुगामी नहीं मान सकता । इसके विपरीत यदि बुरे से बुरे कर्मों 
का करनेवाला भी इनमें से किसी सम्प्रदाय में शामिल है तो उसके 
सम्प्रदायवाले उसे मुक्ति का अधिकारी समभते हैं। यहूदियों ओर 
इसाइयों के इसी विश्वास को कुरान इन शब्दों में प्रकट करता 
है--“कूनू दृुदून ओ नसारा तहतदू ,” यानी इन लोगों के अनुसार 
इश्वरनिष्ठा और अच्छे कर्मां की राह इश्वरप्रदर्शित राह नहीं है, 
बल्कि यहूदी और ईसाई सम्प्रदाएं ही इश्वरप्रद्शित राह्टें हैं । जब तक 
कोई व्यक्ति यहूदी अथवा इंसाई न हो जाप्र तत्र तक बह सत्पथ का 
गामी नहीं हो सकता । फिर कुरान इस 5चार का खण्डन करते हुए 
कहता है--परमात्मा की द्विदायत जो संसार का एक सबव्यापी 
नियम है, भला इन लोगों की अपनी गढ़ी हुई गिरोहबन्दियों में 
क्योंकर परिमित हो सकती है ? “बला, मन अस्लम वजहहू लिह्ाहे 
व होव मुहर्सिन ।” इस वाक्य के जोर ओर उसको व्यापकता 
पर ध्यान दो | कोई भी व्यक्ति, किसी भी वंश, जाति या सम्प्रदाय 


धरे 


,झुरान और धार्मिक मतभेद 


का क्‍यों न हो यदि उसने परमात्मा के सम्मुख भक्तिभाव से सर 
मुकाया ओर सदाचार का जीवन व्यतीत करना अंगीकार कर 
लिया, तो डसने मुक्ति और कल्याण प्राप्त कर लिया, उसके लिए 


कोइ खटका अथवा ग़म नहीं है । 


धामिक सच्चाइ की व्यापकता का इससे ज़्यादा साफ़ ओर साव- 
भोमिक एलान और क्या हो सकता है ९ 


(9) "४० ००००३ ०१-६६ ०-६७, 
030०४ ०-७ , » 4 (5४ 
9२2 ७ हद ०१4 -+>ब>न्‍ 
"०४४ - रण ॥कग्ए न 
(जि ७-न्‍ज्ए 2. (४5० (७ 


(कई (7०२२ ८.७ - (६-३ 


(20१२-५०५८०.५ 


ओर यहूदियों ने कहा कि इसा- 
इयों का धर्म कुछ नहीं है। इसी 
तरह इसाइयों ने कहा कि यहू- 
दियों के पास क्‍या धरा है? 
हालाँकि दोनों इश्वरीय ग्रन्थ 
पढ़ते हैं | और दोनों के धर्म का 
उद्गमस्थान एक ही है। ठीक 


ऐसी ही बातें वे लोग करते हैं 
जो धममभ्रन्थों का ज्ञान नहीं 


रखते ( यानी अरबत्र के प्राचीन 
धमावलम्बी जो यहूदियों ओर 
इसाइयों की तरह केवल अपने 
ही को मुक्ति का पेतुक अधिकारी 
सममभते थे ) | अच्छा, जिस बात 
को लेकर यह परस्पर रगड़ रहे 


साम्प्रदायिकता ४५३ 


हैं अन्तिम न्याय के दिन पर- 
मेश्वर उसका फ्रेसला कर देगा 
( ओर उसी समय हक़ीकत सब 
पर प्रकट हो जायगी ) |--सू० 
२, आ० ११३ । 


अथात्‌ यद्यपि परमात्मा का बताया हुआ घम एक ही है 
ओर एक ही इश्वरीय ग्रन्थ यानी तौरात दोनों के सामने मौजूद है, 
फिर भी इस धामिक गिरोहबन्दी का परिणाम यह हुआ कि दो 
परम्पर विरोधी और एक दूसरे को झूठा कहनेवाले जत्थे कायम 
हो गये | प्रत्येक जत्था दूसरे जत्थे को मुठला रहा है और हर 
जत्था सिफ्र अपने का ही मुक्ति और कल्याण का ठेकेदार 
समभता है । 

प्रश्न यह है कि जब धम एक होने के स्थान पर अगरित जत्थों 
ओर सम्प्रदायों में बंट गया ओर हर जत्था केवल अपने ही को सच्चा 
ओर बाक़ी सब के झूठा बतलाने लगा तो अब इस बात का फ़ेसला 
कैसे हो कि वास्तव में सत्य कहाँ है? कुरान कहता है कि 
वास्तविक सत्य तो सब के पास है किन्तु व्यवहार में सब ने उसे 
खो रखा है। सब के एक ही धर्म की शिक्षा दी गई थी ओर सब के 
लिए एक ही विश्वव्यापी हिदायत थी, लेकिन सब ने वास्तविक 
तत्त्व को नष्ट कर दिया और इश्वरीय पथ पर मिल जुल कर 
रहने के स्थान पर अलग अलग गिरोहबन्दियां कर लीं। अब 


डे 


कुगन और धामिक मतभेद 


प्रत्येक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय से लड़ रहा है और सममझता है कि 
मुक्ति और कल्याण मेरी ही पैठ॒क सम्पत्ति है, दूसरों का इसमें कोई 


हिस्सा नहीं । 


सूरा २ में ऊपर की आयत के बाद द्वी निम्पलिखित बयान 


आता हे-- 


४७ + 62. | &0| ७०००० 
- 62 
५७)००७२2 #ह ७४ ७ ५६०) 


४ (5१४४ | हक) । 


प्रॉकिल 3४) _हं ल्‍# 3 (9 
#४2+ 


ओर (गंर करो), उससे यढ़ 
कर अन्यायी ओर कौन हो 
सकता है जो परमात्मा के 
उपासना-मन्दिरों में किसी के 
परमात्मा के ममरण ओर कीत्तम 
करने से रोके अथवा उन मन्दिरों 
के शर्ट करने का प्रयत्न करे ९ 
जो लोग ऐसे जुल्म और डपद्रव 
करते हैं, वे वास्तव में इस योग्य 
नहीं हैं कि परमात्मा के सन्दिरों 
में पेर भी रखें (वे तभी उन 
मन्दिरों म॑ प्रवेश कर सकते हैं 
जब दूसरों का डराने के स्‍थान 
पर वे स्वयं दूसरों से डरें ओर 
अन्याय तथा नपद्रव करते का 
साहस उनमे न रहें )। स्मरण 


साम्प्रदायिकता २ 


रखो, एसे आदमियों को इस 
लाक में अपकीति और परलोक 
में महान यंत्रणा भोगनी हागी । 
( सू० २, आ० ११४ ) 


यानी, विविध धर्मां की इस गिरोहबन्दी का परिणाम यह हुआ 
कि परमात्मा के उपासना-सन्दिर तक अलग अलग दो गये। 
यहापि सब धर्मों के अनुयायी एक ही परमात्मा के माननेवाले हें, 
तथापि यह सम्भव नहीं कि एक धर्म का अनुयायी दूसरे धमवालों 
के बनाये हुए उपासना-मन्द्र में जाकर परमात्मा का नाम ले सके | 
इतना ही नहीं, बलिक प्रत्येक सम्प्रदाय के लाग केवल अपने ही उपास- 
ना-मन्दिर को इश्वर की उपासना का स्थान समभते हैं और दूसरे 
सम्प्रदायों के उपासना-प्रहों का उनकी नज़रों में कोइ आदर ही नहीं । 
यहां तक कि लोग कभी कभी धर के नाम पर उठकर दसरों के 
उपासना-ग्रहों को नप्र शभ्रष्ठ तक कर डालते हें। कुरान कहता है 
इससे बढ़ कर अन्याय मनुष्य ओर क्या कर सकता है कि ख़ुदा के 
सनन्‍्दों को उसकी पूजा करने से रोके । ओर केवल इसलिए रोके कि 
वे किसी दुसरे सम्प्रदाय में शामिल हैं, या क्रिसी उपासना-प्रह् के 
केवल इसलिए गिरा दे कि वह हमारा नहीं बल्कि दूसरे सम्प्रदाय- 
वालों का बनवाया हुआ है । कया तुम्हारे गढ़े हुए सम्प्रदायों की 
भिन्नता से परमात्मा भी भिन्न भिन्न हो गया ? क्‍या एक सम्प्रदाय- 
का बनवाया हुआ उपासना-प्ृह्‌ परमात्सा का उपासना-मन्दिर है, 


रे 


कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


ओर दूसरों का बनवाया हुआ उपासना-ग्रह परमात्मा का उपासना 


मन्दिर नहीं है ? 


"“+िए० हक (२ ४ |,०..५४ ४ » 
छा #एण (०३७ ॥93७/ ७ (2 
(79 ७ (+०. ७ [279२ 
च्ु (२) ७०५५ 
- 0 388 ([न्दिआज (| हल 
८...) 


क> 0 (७१ *2५५० $२ 


ओर (यहूदी लोग आपस में 
एक दूसरे से कहते हैं कि) 
सिवा उनके जो तुम्हारे दीन की 
पैरवी करते हें और किसी की 
बात न मानो । ( ए पैरम्बर ! ) 
उनसे कह दे कि परमात्मा की 
हिदायत ही असली हिदायत है 
( ओर वह सब के लिए एक 
समान खुली है, किसी सम्प्रदाय- 
विशेष के लिए ही नहीं ), ओर 
वह (यहूदी लोग) एक दूसरे से 
कहते हे कि यह बात कभी न मानो 
कि जो धामिक सत्य तुम्हें दिया 
जा चुका हे वह अब किसी 
दूसरे को भी मिल सकता है, 
या परमात्मा के सामने यहूदियों 
के विरुद्ध किसी दूसरे की कोई 
बात चल सकेगी । (ऐ पैऱम्बर !) 
तुम इनसे कह दो कि परमात्मा 


साम्प्रदायिक ता ५७ 


की देन और उसके प्रसाद का 
भण्डार तुम्हारे हाथों में नहीं है, 
वह उसी के हाथों में है। वह 
चाहे जिसे दे। वह सवंव्यापक 
ओर सबज्ञ है । (सू० ३, 
आ० ७७ ) 


यानी, यहूदियों का विश्वास यह है कि धर्म की जो हिदायत 
इश्वर ने उन्हें दी है वह केवल उन्हीं को दी है ; सम्भव नहीं कि 
वह हिदायत किसी दूसरे व्यक्ति या जाति को प्राप्त हो सके । इस 
लिए वे कद्दते हैं कि अपनी सम्प्रदाय के लोगों के सिवा और किसी 
की भी सच्चाई या श्रष्ठता को स्वीकार न करो, ओर न यह माना कि 
परमात्मा के सामने तुम्हारे (यहूदियों के) विरुद्ध किसी भी आदमी 
की दलील चल सकती है। कुरान इस कूठे गुमान का खण्डन 
करता है ओर कहता है “इन्नल हुदा हुदल्काह,” यानी परमात्मा की 
हिदायत ही असली हिदायत है। डस प्रभु की कृपा किसी एक 
व्यक्ति या समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि सब के लिए है | इसलिए 
जो भी व्यक्ति इश्बर की हिदायत की हुई राह पर चलेगा वह सत्य 
का अनुयायी समभा जायगा, चाहे वह यहूदी हो चाहे कोई ओर । 

यहूदियों में साम्प्रदायिक गब इतना बढ़ गया था कि वे कहते 
थे कि परमात्मा ने दोज़ख की आग हम पर हराम कर दी है, ओर 
अगर हमसें से कोइ नरक में डाला भी जायगा तो इसलिए नहीं 


क्ष्प कुरान ओर घामिक मतभेद 


कि उसपर इश्वर का कोप है, बढिक इसलिए कि अपने गुनाहों 
के दारा धब्बों से पाक साक्र होकर यह फिर जन्नत में दाखिल हो । 

कुरान इनके इस भूठे गुमान को जगह जगह बयान करता है 
आर उसका खणडन करते हुए पूछता है डि यह बात तुम्हें कहा से 
मालूम हुई कि यहूदी-सम्प्रदाय का प्रत्येक व्यक्ति मुक्तिप्राप्त है 
ओर उसे परलोक की यंत्रणा से छुटकारा मिल चुका है ९ क्या तुम्हें 
परमात्मा ने बिना शत के मुक्ति का पट्टा लिख कर दे दिया है, कि 
जहां कोइ व्यक्ति यहूदी हुआ दोजख की आग डस पर हराम हो 
गई ९ अगर नहीं दियाशों फिर बतलाओ ऐसा विश्वास करना 
परमात्मा के नाम पर भ्ृठ गढ़ना नहीं तो और क्या है ? इसके 
बाद कुरान परमात्सा के बनाये हुए इस नियम का एलान करता है 
कि “जिस किसी ने भी अपने कर्मों से बुराइ कमाइ उसका फल 
बुरा है, ओर जिस किसी ने भी भलाइ कमाइ उसका फल अच्छा 
है |! जिस तरह संखिया खाने से खानंवाला मर जाता है, चाहे 
यहूदी हा या ग़ेर यटदी, ओर दूध पीने से स्वम्थ और पुष्ठ होता है 
चाहे पीनंवाला किसी भी वंश, जाति या सम्प्रदाय का क्‍यों न हो, 
इसी तरह अन्तजंगत में भी प्रत्येक कम का एक गुण विशेष है जो 
कम करनंवाले के जन्म, जाति या सम्भ्रदायविशष के कारण बदल 
नहीं सकता । सू० २ में लिखा है-- 


॥ ५७) ७... .. ७, ओर ये लोग (यहूदी) कहते 
«कण ७ - 80,७०० ५» हैं कि नरक की आग हमें कभी 


साम्पदायिकता ५६ 


४०५ ५ ७० «४०४० 3२.० 
ग्ा (5 (2११ । 836० 
हज (3 [2५ - 2१*ख्ए # (५ 
- 457:५/०:. ८५ ०-..००..] ५ 557५५ 
(0, ७ 
(१५०७४. 


(3४५ ॥ १ हो 
००० ०० मा िख। 


/ 42०७० ५०००० ५६:/,| 


|.०० 


नहीं छूयेगी, ओर अगर छूयेगी 
भी तो केवल कुछ दिनों के लिए। 
(ऐ पैग़म्बर !) इनसे कहो कि 
तुम जो यह कहते हो तो क्या 
परमात्मा से तुमने कोइ प्रतिज्ञा 
करा ली है कि अप वह उस 
प्रतिज्ञा से फिर नहीं सकता ? 
या तुम परमात्मा के नाम से 
एक ऐसी झूठी बात कह रहे हो 
जिसका तुमको कोइ ज्ञान नहीं ९ 
नहीं, (परमात्मा य। नियम तो 
यह है कि कोइ किसी भी वंश 
या जाति दा व्यक्ति क्‍यों न हो) 
जिस किसी ने भी बुराई कमाई 
ओर जो पापों से घिर गया, वह 
नारकी अथात्‌ संदा नरक में 
रहनंवाला है, ओर जिस क्रिसी 
ने भी इमान (विश्वास) का 
साग ग्रहण किया और जो सदा- 
चारी हुआ वह ब्रहिश्ती है ओर 
सदा बहिश्त ( म्बग ) में रहने 
वाला है। (मू० २, आ० ७४, »०) 


६6 कुरान ओर घामिक मतभेद 


सूरा ४ में सिफ़ यहूदियों ओर इंसाइयों को द्वी नहीं, बल्कि सब 
के संबोधन करते हुए, खाफ़ साफ़ एलान किया गया है, जिसे जान 
लेने के बाद किसी प्रकार के भी सन्देह या भ्रम की गुखाइश नहीं 


रहती । 


हो 0, नवकिरजनए (+०#- 
0४ ७ + ५. ००५८)| हि) 


छ 4“ >क्र * 3 बय >सर 2१५ 


( मुसलमानों ! याद रखो, 
मुक्ति ओर कल्याण ) न तो 
तुम्हारी इच्छा पर निभर है और 
न अन्य इश्वरीय ग्रन्थ रखने 
वालोंकी इच्छा पर ही । (इश्वरीय 
नियम तो यह है कि) जो कोइ 
भी बुराइ करेगा उसका फल उसे 
भोगना होगा । उस समय न तो 
किसी की मित्रता ही उसे इश्व- 
रीय काप से बचा सकेगी और 
न किसी को सहायता (सू० ४, 
आ० १२३) 


इन धामिक दलबन्दियों ही के परिणामरूप यहूदी समझते थे 
कि सच्चाई और इमानदारी की जो कुछ भी आज्ञाए इश्वर ने दी हैं 
वह इसलिए नहीं हैं कि सब मनुष्यों के साथ सच्चाई और इमान- 
दारी का व्यवहार किया जाय, वल्कि केवल इसलिए हैं कि एक 


साम्प्रदायिकता ६१ 


यहूदी दूसरे यहूदी के साथ बुराइ न करें। वे कद्दते थे कि अगर 
कोई व्यक्ति हमारा सहधर्मी नहीं है ता हमारे लिए उचित है कि हम 
जिस तरह भी चाहें, उससे फ्रायदा उठायें, सच्चाई ओर इमानदारी 
के नियमों के ध्यान में रखने की हमें कोइ आवश्यकता नहीं । इस- 
लिए व्यापार में सुद लेन की मनाइ उन्होंने सिफे अपने ही सहधमियों 
तक परिमित कर दी थी, और आज तक उनका यही व्यवहार 
चला आता है। वे कहते हैं कि एक यहूदी को दूसरे यहूदी से 
सूद्‌ नहीं लेना चाहिए । लेकिन एक यहूदी अगर किसी ग़ेर यहूदी 
से सूद ले तो कोइ हरज नहीं। कुरान उनके इस विश्वास का 
ज़िक्र करते हुए उसे उनका एक बहुत बड़ा श्रम करार देता है । 


६४ ०३ $ 9१) ७४७ $ उनका ( यहूदियां का ) सूद 

«| (॥8॥ ##४| 3 <> खाना, द्वालांकि वे इससे रोक 

(७५०५ दिये गये थ, ओर उनकी यह 

बात कि लोगों का माल अनु- 

चित उपायों से खा लेते 

थे. .....। ( सू० ४, आ० ५५ ) 

इसी तरह जो यहूदी अरब में निवास करते थ, वे कहते थे 

कि अरब के अशिक्षित निवासियों के साथ व्यवहार करने में हमें 

दियानतदारी ओर सच्चाई की कोई आवश्यकता नहीं, ये लोग 

मूर्तिपूजक हैं, हम इन लोगों का घन जिस तरह भी खालें 
हमारे लिए जायज है । 


६२ 


लकी. कफ बछी० ०-४४ 
- (कल >ख।.. (५5 ७५०५८ 
(23 जाके बाए। (2० 0१9४२ 
(४१. ३९ 
णलञआ्ञ्ट 2 आर (>57॥ ५७३२ 
(387०० 


हा *.. (2) १+०५४ 


कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


( यहूदियों की ) इस बेइ- 
मानी का कारण यह है कि वे 
कहते हैं कि ( अरब के इन ) 
अशिक्षित लोगों के साथ ( बेइ- 
मानी करने में ) हमसे कोई 
पूछ-ताछ नहीं होगी (जिस 
तरह भी हम चाहें इनका माल 
खा ले सकते हें, हालांकि ) 
ऐसी बात कह कर वे साफ 
परमात्मा के नाम पर भ्ूठ 
गढ़ते हैं । वे जानते हैं कि 
इश्वरीय धम की यह आज्ञा 
नहीं हो सकती | हा, ( इनसे 
पूछा जायगा और अवश्य पूछा 
जायगा, क्योंकि परमात्मा का 
नियम तो यह है कि ) जो कोई 
अपने वचन को सच्चाई से पूरा 
करता है ओर बुराई से बचता 
है, वही परमात्मा की श्रसन्नता 
प्राप्त करता है, ओर परमात्मा 
बुराई से बचनंवालों से प्रेम 
करता है | (सू० ३, आ० ७०) 


साम्प्रदायिकता ६४ 


यानी, ऐसा विश्वास रखना परमात्मा के धम पर प्रत्यक्ष कूठ 
थोपना है । इश्वर का बताया हुआ धम तो यह है कि हर एक व्यक्ति 
के साथ नंकी करनी चाहिए, ओर हर अवम्धा में सशाइई ओर 
दियानतदारी से काम लेना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो और 
किसी भी धम या सम्प्रदाय का क्‍यों न हो, क्‍योंकि सफ़ेद हर हाल 
में सफेद है और काला हर हाल में काला है। कोई सफ़ेद 
वस्तु इसलिए काली नहीं हो सकती कि वह किसी विशेष आदमी 
को दी गई है, ओर कोइ काली चीज़ इसलिए सफ़ेद नहीं हो जा 
सकती कि वह किसी जाति अथवा सम्प्रदायविशेष के हाथ स 
निकली है । इसलिए दि्यानतदारी हर हाल में दियानतदारी है ओर 
बद-दियानती हर हालत में बद-दि्यानती है । 

कुरान के आविभाव के समय अरब में तीन बड़ बड़े मज़हबी 
गिरोह थे, यहूदी, इसाई, और अरब के मूतिपूजक | और ये तीनों 
हज़रत इबत्राहीम को एक समान प्रतिष्ठा ओर आदर की हांष्र से 
देखते थ, क्यांकि तीनां सम्प्रदायवालों के आंदुपुरुष इब्राहीम 
ही थे। इसलिए कुरान इन धामिक गिरोहबान्दयों की गुमरा- 
ही का स्पष्ट करने के लिए एक निहायत सीधा सादा प्रश्न इन 
तीनों के सामने रखता है। वह कहता है कि यदि दीन की सच्चाई 
सम्प्रदायविशेष पर ही निभर है तो बतलाओं हज़रत इब्राह्दीम 
किस सम्प्रदाय के थे ? उस समय तक न तो यहूदी-सत का आवि- 
भाव हुआ था और न इसाई-मत का, शौर न उस समय तक 
किसी ओर ही सम्प्रदाय का अस्तित्व था ? फिर यदि हज़रत इब्राद्दीम 


६४ 'आुरान ओर धामिक मतभेद 


किसी भी सम्प्रदायविशेष के न होने पर भी सच्चे धर्म के मार्ग 
पर थे, तो बतलाआओ वह मागे कौन सा था ? कुरान कहता है कि 
वह उसी सर्च धस का “मा था जो तुम्दारी अपनी गढ़ी हुई दल- 
बन्दियों से उच्चतवर ओर अखिल मानवजाति के लिए एक समान 
मुक्ति का सारे है--यानों एक ही परमेश्वर की सीधी सादी 
उपासना 'ओर सदाचार की ज़िन्दगी । 


#कजिश «(2 3 -9म््क् 


(08)-4«-ै (२ ६ ५०) - ४७० 


ओर यहूदी कहते हैं, यहूदी 
हो जाओ, हिदायत पाओगे | 
इसताइ कहते हैं, इंसाई हो जाओ, 
हिदायत पाओगे। (ऐ फेगम्बर !) 
तुम कह दो, नहीं, ( परमात्मा 
को विश्वव्यापी हिदायत तुम्हारी 
इन गिरोहबन्दियां में नहीं 
जकड़ी जा सकती ), हिदायत 
का रास्ता ता वही सीधा 
रास्ता है जा इब्राहीम का 
था ओर निःसन्देह इब्राहीम 
मुशरिक# न था। (सू० २, 
आ० १२९ ) 


न >रकनजनन ०-०. >कमक नया 


< जो एक इंश्वर को छोड़ कर किसी दूसरे की पूजा करें । 


साम्प्दा यिकता ६५ 


०१३७ #४ ५०००८ ||» (० ए धमग्रन्थों के मानने- 
फन् ७ + ##भं ४ वालों ! तुम इब्राहीम के बारे 
“3७०० 0० 5 कि) 39&2,०| में क्‍यों बहस करते हा जब 
०१४०० ४5 कि यह बात बिलकुल साफ़ है 
कि तोरात ओर इजञ्जील इत्रा- 
हीम के बहुत बाद उतरीं ९ क्‍या 
एसी मोटी बात समझने की 
बुद्धि भी तुममें नहीं है ? ( सू० 

३, आ० '*८ ) 


यानी, कुरान यहूदियें' ओर इसाइयों स सवाल करता है कि 
तुम्हारी यह गिरोहबन्दियां ज़्यादा से ज़्यादा तोरात और इच्जील 
के समय से शुरू होती हैं, तो फिर बतलाओ तौरात से पहले भी 
एस आदमी मोजूद थे या नहीं जिनके इश्वर से हिदायत मिली 
हा ? अगर थें, तो उनका माग कया था ९ स्वयं तुम्हारे वंश के, 
यानी इसराइल वंश के, तमाम पेग़म्बरों का मागे क्‍या था? 
हज़रत इत्राहीम ने अपने बेटों और पोतों के जिस घसम 
की शिक्षा दी थी वह घर्मं कौन सा था ९ दज़रत याक्कूब सृत्यु- 
शय्या पर जब अपने बेटों के इश्वरीय धर्म पर दृढ़ रहने का 
अन्तिम उपदेश दे रह थे, तो वह धम कौन सा था ? ज़ाहिर है कि 
वह यहूदी-मत या इसाइ-मत की गिरोहबन्दी नहीं हो सकती, 
क्योंकि ये दोनों गिरोहबन्दियां हज़रत मूसा ओर हज़रत इसा के 

५ 


६६ कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


नाम पर की गई हैं, ओर ये दोनों हज़रत इब्राहीम और हज़रत 
याकूब से कई सो वर्ष बाद पैदा हुए । इसलिए सिद्ध हुआ कि इन 
तुम्हारे गढ़े हुए दायरों से पर भी मुक्ति का कोई उच्चतर माग मौजूद 
है, जो उस समय भी मानवसमाज के सामने था जब कि तुम्हारे 
इन सम्प्रदायों का नाम निशान तक न था। कुरान कहता है कि 
यही माग धर्म का वास्तविक माग है, ओर इसे प्राप्त करन के लिए 
किसी गिरोहबन्दी की आवश्यकता नहीं, बल्कि आवश्यकता है 
विश्वास और सदाचरण की । 


फिर क्‍या तुम उस समय 
मोजूद थे जब याकूब के सिर- 


3 ७] “+९< (#् / 


ला, पक 


9 ५७२४४ 0)” (७9-२४ ५० 3५२०५- 
रण ८ , ०८६६७ ७०० 4२७ 
(3७०० 9 (82० 9 (१४ | जे] 
295०७ ४) 5० 3 ७० ५६ 


हाने सृत्यु खड़ी थी और उसने 
अपनी सन्‍्तान से पूछा था कि 
बतलाओ मेरे बाद तुम किसकी 
उपासना करोगे, उन्होंने उत्तर 
दिया था कि हम उसी एक इश्वर 
की उपासना करेंगे जिसकी तुम 
और तुम्हारे पूतजों, इन्राहीम, 
इस्माइल, ओर इसहाक ने 
की है, ओर हम परमात्मा के 
आज्ञाकारी रहेंगे ? (सू० २, 
आ० १२७ ) 


स्राम्प्रदा यकता ६७ 


कुरान कहता है इश्वरोय धर्म की जड़ यही है कि मनुष्यमात्र 
परस्पर भाई और सब एक हें । उसकी जड़ भद्‌ ओर घृणा नहीं है । 
खुदा के जितने भी रसूल दुनिया में आये सब ने यही शिक्षा दी 
कि तुम सब बुनियादी ते।र पर एक ही गिरं,ह और एक ही जाति 
हो, ओर तुम सब का पालनहार भी एक ही है । इसलिए उचित है 
कि सब उसी एक परवरदिगार को बन्दगी करें, अर एक घराने के 
भाई-पनन्‍्दों की तरह मिल जुल कर रहें। यद्यपि प्रत्येक धर्म के 
संस्थापक ने इसी माग का उपदेश [देया था, तथापि हर घम के 
अनुयायी इस माग से हट गये । परिशास यह हुआ कि प्रत्येक देश, 
प्रत्येक जाति, ओर प्रत्येक बंश ने अपना अलग अलग जत्था वना 
लिया ओर प्रन्यक जत्था अपने ही तोर तरीकों में मम्न हो गया। 

कुरान ने पिछले पैगाम्बरों ओर घम-प्रवतंकों में से जिनके 
उपदेश उद्धत किये हैं उन सब के सिद्धान्तों का सुख्य तत्त्व भी यही 
है, ओर प्राय: अधिकांश के उपदेशों का अन्त घम्र की एकता और 
मनुष्य के विश्व-भ्रातृत्व पर ही होता 6 । 


७३४ ७०... ७६.) जैसे, सूरा २३ में सब से 
६७| ०० 605 ४ ५७७ «०5 पहले हज़रत नूह के उपदेशों 
)| -४)४४ «० ०» #/ ५» का वर्णन आता है। 

( 7 :।)- ०७% ० 


७) 3०७ 36 ंप्अ्ण ० इसके बाद उन रसूलों के 
9)०). #हे.. ७००) (४)  उपदेशों को तरफ इशारा कया 


६्प्ड 


(4 ५० || ०र्म ७ ७६८ 
(7! ) * ४)#* | (3९ 
आल 
("४ )-७))० 
रप््ग॑) (४४) है.) ३७०. 9 
( ७१ ) रे 


*.] 2. | ९ 


कुरान ओर धामिक मतभेद 


गया है जो हज़रत नूह के 
बाद हुए | 

फिर हज़रत मूसा का 
ज़िक्र है । 

हजरत मूसा के ब्राद हज़रत 
इसा के उपदेश आते हैं । 


अन्त में इन सत्र का ज़िक्र करने के बाद निम्नलिखित सच्चाई 


का एलान किया गया है-- 

3 +४5 (०४ कश 
है| 9)“ (कम ७१4०४ २ | 
५ र्ि - +िस #कफर (*०)-! 


ओर हमने सब्र पेग़म्बरों को 
यही आज़्ा दी थी कि पाक और 
साफ़ चीज़ ख्राओ और सदा- 
चार का जीवन व्यतीत करो । 
तुम जो कुछ भी करत हो उससे 
में बेखबर नहीं हूँ। और 
( देखो ) यह तुम्हारा गिरोह 
वास्तव में एक ही गिरोह है, 
ओर में तुम सब का पालनहार 
हूँ। ( इस लिए अलग न हो, 
ओर ) अवज्ञा से बचो । लेकिन 
फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने 
एक दूसरे से कट कर अलग 


साम्प्रदायिकता ६६ 


अलग धम बना लिए, हर टोली 
के पल्‍्ले जो कुछ पड़ गया वह 
उसी में मग्न है। ( सू० २३, 
ध्आ० ०३ ) 


यानी, एक के बाद दूसरे सब पेग़म्बरों ने यही शिक्षा दी थी 
कि इश्वर की बन्दृगी करो और सदाचरण का जीवन व्यतीत 
करो । परमात्मा के सम्मुग्व तुम सब एक ही गिरोह और एक ही 
सम्प्रदाय हो | तुम सत्र का एक ही पालनहार है। तुम से कोई 
गिरोह दूसरे गिरोह को अपने से अलग न समझे ओर न कोइ 
गिरोह दूसर गिरोह का विरोधी हो। |)2) «005२ ()»२ २७5०७ 
लेकिन लोगों ने इस शिक्षा को भुला दिया। अपनी अपनी अलग 
अलग टालियां बना लीं (५३०) /#४०- 2 ५०)+ (४5 हर टोली 
उसी में मग्न है जो उसके पढल पड़ गया है | 

धामिक गिरोहबन्दी के रीति-रिवाजों में स एक रस्म वह है 
जिस इसाइ-प्त ने अख्तियार कर लिया ओर जिस वह अशप्निस्मे के 
नाम से पुकारता हैं । वास्तव में यह एक यहूदी रस्म थी जो पापों का 
प्रायश्चित्त करते समय अदा की जाती थी। इसलिए उसका मूल्य 
एक मामूली रस्म के मूल्य से अधिक नहीं है। लेकिन इसाइयों ने 
इस मुक्ति ओर कल्याण की बुनियाद समझ ली है। जब तक 
कोई मनुष्य हज़रत इसा मसीह के नाम पर बप्रिस्मा न ले तब तक 
वह नक और धामिक नहीं समका जा सकता है, ओर न अन्त में 


७० कुरान ओर धामिक मतभेद 


उसे मुक्ति ही प्राप्त हो सकती है। कुरान कहता है, यह कैसी गुम- 
राही है कि मनुष्यों की मुक्ति और उनका कल्याण जिनका दार- 
मदार सिफ़ उनके कर्मों पर है एक विधिविशेष के साथ आवद्ध 
कर दिया जाय ! यह मनुप्य का ठहराया हुआ बप्रिस्मा? परमात्मा 
का बप्तिस्मा नहीं है। परमात्मा का बप्तिस्मा तो यह है कि तुम्हारे 
दिल इंश्वरनिष्ठा के रह्न में में रद जाये | 


आओ 3० 3 - ८१7 ६४.० यह परमात्मा का रह्ष है 
८0 350 ) -ई५० 20॥ 6 (यानी इंश्वरीय धम का 
०१३४४ स्वाभाविक “वप्रिस्मा! है ) ओर 
रंगने में परमात्मा से अच्छा 
ओर कोन हो सकता है? हम 
तो उसी की बन्दगी करनेवाले 

हैं । ( छू० २, आ० १३८) 


सूरा २ में जगह जगह यह भी कहा गया है कि इश्वरीय धर्म 
९5 च (६ अरे + /< 

का साग कममाग है, ओरे प्रत्यक मनुप्य के लिए वही होता है 
जो उसके कर्मों की कमाई है । किसी मनुष्य की मुक्ति या उसके 
कल्याण में इस बात से कोई सहायता नहीं मिल सकती कि उसके 
गिरोह में बहुत से पेग़म्बर या महान्‌ पुरुष हो चुके हैं या वह नेक 
मनुष्यों के बंश से है या किसी पिछली क्रीम के साथ उसका पुराना 
सम्बन्ध है । 


स्लाग्प्रदायिकता ७१ 


जज, ऊछ बन (४ यह एक क्रौम थी जो गुज़र 

#फ+५5 (० ४०3 ८२ ५० ५) चुकी । उसके लिए वह था जो 

0आजख्ट 6 ५०० ३४०४ 023 उसने अपने कर्मों से कमाया, 
और तुम्हारे लिए वह है नो 
तुम अपने कर्मों से कमाओ। 
उनके कर्मों के लिए तुमसे कोई 
पूछ-ताछ नहीं होगी। ( सू० २, 
आऋआा० १२८ ) 


५। कुरान का उपदेश । 


कुरान के प्रष्ठों में कोइ बात भी इननी साफ़ दिखाइ नहीं देती 
जितनी यह कि कुरान ने बार बार म्पष्ठ और निशशायक शब्दों में 
इस सच्चाई का एलान कर दिया है कि कुराम किसी नई मज़हबी 
गिरोहबन्दी का सन्देश लेकर संसार में नहीं आया, बल्कि वह 
विविध धर्मों की असली लड़ाइयों ओर भंगड़ों से संसार को मुक्त 
कर उन सबको उसी एक माग पर एकत्र कर देना चाहता है जो 
सत्र का एक सामान्य और सवसम्मन माग है । 

कुरान चार बार कहता है कि जिस साग पर में लोगों को 
बुलाता हूँ वह कोइ नया माग गहीं, और न सत्य का कोई नया 
माग हो ही सकता है । मेरा माग वही माग है जो सनातन से चला 
आता है आर जिसकी ओर सव धर्मा के प्रवतकों ने मनुष्य को 
बुलाया है | 


७७ >४जणी 36 ७८ &)4 ओर (देखो) डसने तुम्हारे 
(७5 + ०४ «८ (४-१ लिए धम की वही राह ठहराइ 
८2 3७००) ५» » ०५५० ७५०) है जिसकी वसीयत नूह से को 
० 5४३+ 3 ७६०५० 3 #*०)४ गई थी, ओर जिस पर चलने की 
० 8 , >४ौौ०। ०४ आज्ञा इब्राहीम, मूसा और इसा 

«5 को दी गई थी, (इन सब की 


कुरान का उपदेश 


सूरा ४ में आया है-- 
४ ५] 


७“ उ#लगीज) ल१४ (का ४४०३ 
“६ ४ (| ७५००५! १ -“ 5१००२ 


७५०, ४] 


"2१२० 9 (कथा 9 (_+8%०+«०| 9 
- ०१७४० 9 ७)) ४० 3 2१२ १ 


७0४ के की. ( (०-3. ७3 
लक सर क 


७३ 
शिक्षा यही थी )कि अद्दीन 
( यानी परमात्मा का एक ही 
दीन ) क़ायम रखो और इस 
साग में अलग अलग न हो 
जाओ । (सू० ४२, आ० १३) 


( ए पेशम्बर ! ) हमने तुम्हारे 
पास उसी तरह अपनो “वही? 
( इश्वरीय आदेश ) भेजी है 
जिस तरह नूह के ओर उन सब 
फैशम्परों के पास भेजी थी जो. 
जूह के बाद हुए, और जिस 
तरह इब्राहीम, इस्माइल, इस- 
हाक़, याक्त य, याक्र, ब के बंशजों, 
इसा, अय्यूब, यूनुस, हारून, 
सुलेमान, इत्यादि के पास भेजी 
थी, और जिस तरह हमने 
दाऊद को ज़बूर प्रदान की 
थी । इनके सिवा ओर भी 
पैग़म्बर हुए है जिनमें से कुछ 
का हाल हम तुम्हें सुना चुके हैं 


७४ कुरान ओर धामिक मतभेद 


ओर कुछ का नहीं। (सू० ४; 
आ० १६३ ) 


सूरा ६ में कुरान से पहले के रसूलों का उल्लेख करते हुए 
इस्ताम के पेग़म्बर से कहा गया है-- 


बा (+०७ ४85० ५०0) ये वे लोग हैं जिनको पर- 
33) ७६४५६१७.. मत्मा ने सत्य का सागे दिखाया । 
( इसलिए ऐ. पैग़म्बर |! ) तुम 
भी इन्हीं की हिदायत का (अथोनत्‌ 
इन्हीं के मार्ग का ) अनुसरण 
करो | ( सू० ६; आ० ९० ) 


इसीलिए कुरान के उपदेश की पहली बुनियाद यह है कि सब 
धर्मों के संस्थापकों का ओर सब इश्वरीय ग्रन्थों का समान रूप से 
समथन किया जाय, यानी यह विश्वास किया जाय कि वे सब्र सत्य 
पर थे, सब इश्वर का सत्य संदेश पहुँचानेवाले थ, ओर सब ने 
एक ही सत्य और एक ही नियम की शिक्षा दी है, ओर उत सब 
की सबसम्मत शिक्षा के अनुसार चलना ही द्िदायत और कल्याण 
का सच्चा मांग है । 


(र्ज ५० 9 बा फर्जण 9 (ऐ फैग़म्बर !) कह दो, 
#<)४ (० + > ५० + ७७:०७ हमारा तरीक़ा तो यह है कि हम 


कुरान का डपदेश ७ 


थम श्र 3 (उप्चज 3 (8२० $ 
) (४४१० (न 9 #फ 3 
- (47) ७0“ ८१३४4)०॥ ॥५६३* 
9 होल 9ेओआा (बट उ्णं 2 

(७३०4० ८. हि 


परमात्मा पर विश्वास करते हैं 
और जो कुछ आदेश हम को 
(इश्बवर की ओर से ) दिया गया 
है उस पर विश्वास करते हैं, ओर 
जो कुछ इबत्राहीम, इम्माइल, 
इसहाक़, याक्तूब, और याकूब के 
बंशवालों को आदेश दिया गया 
था, उस सब पर विश्वास रखते 
है, और इसी तरह जो कुछ 
मूसा, इसा, ओर दुनिया 
के तमाम पेग़म्बरों छो उनके 
पालनहार की ओर से दिया गया 
है उस सब पर हमारा विश्वास 
है । हम इनमें से किसी एक को 
भी दूसरे से अलग नहीं करते 
( कि उसे न मानें ओर दूसरों 
को मानें, हम सब का समान रूप 
से समथन करते हैं ), ओर हम 
परमात्मा के ओआज्ञाकारी हैं। 
( उसकी सच्चाई जहाँ कहीं 
ओर जिस किसी की जबानी 
भी आई हो उस पर हमारा 


७६ कुरान और धार्मिक मतभेद 


विश्वास है | )-सू० ३ 
आ० ४८ । 


कुरान ने इस आयत में और भी अनेक म्थलों पर इश्वर के 
पेग़म्बरों में भेदमाव रखने के एक बहुत बड़ी गुमराही करार 
दिया है, और सच्चाई की राह ही यह बतलाइ है कि तफरीक़- 
बेनरुसुल से इनकार किया जाय । “तफ़रीक्न-बैनरुसुल' का अथ 
यह है कि ख़ुदा के रसूलों का समथन करने में भेदभाव किया जाय, 
यानी यह समझना कि इनमें से अमुक सच्चा था और अमुक सच्चा 
न था, अथवा किसी एक की सच्चाई के मानना ओर दूसरे की 
सच्चाई के न सानना, अथवा शेप सब की सच्चाई के मानता ओर 
किसी एक से इनकार कर देना | कुरान कहता हे कि प्रत्यक एस 
सच्चे व्यक्ति का, जो इश्वरीय धर्म के माग पर चलना चाहता है, 
यह कत्तव्य है कि वह बग्रेर किसी भेदभाव के सब पेग़म्बरों, सब 
धर्म ग्रन्थों, ओर सब धर्मा के उपदेशों पर एक समान रूप से विश्वास 
करे ओर किसी एक से भी इनकार न कर। उसका तरीका यह 
होना चाहिए कि वह कहे कि “सच्चाई जहां भी प्रकट हुई है और | 
जिस किसी के भी मुख से प्रकट हुई है सच्चाई हे ओर उस पर मेरा 
विश्वास है ।” 


७२ (३००) हद खुदा का पेग़म्बर उस 
- 29 3 52) ७ <#. ( इश्वरीय वाणी ) पर विश्वास 


कुरान का ठपदेश 


ला 


४८०८७. ५,००५ >र्श (४ रखता है जों उसके पालनहार 
(9४ / - «) 3 «75 » की तरफ़ से उस पर उतरी है, 


ओर उसके अनुयायी भी उस 
बाणी पर विश्वास करते हैं । 
ये ,लोग परमात्मा पर, उसके 
फ़रिश्तों पर, उसके धम ग्रन्थों 
पर, और उसके रसूलों पर 
विश्वास करत हें। ( उनके 
विश्वास की पद्धति यही है कि 
वे कहते हैं कि ) हम परमात्मा 
के रसूलों में से किसी के दूसरे 
स अलग नहीं करते ( कि किसी 
एक के मानें ओर दूसरे को न 
मारने । हम सब का समान रूप 
से समर्थन करते हैं। ये वे लोग 
हैं जिन्होंने धर्मों के संस्थापकों 
को पुकार सुन कर ) कहा, 
“ ऐ खुदा ! हमने तेरा सन्देश 
सुना ओर तेरी आज्ञा मानी, तेरी 
क्षमा हमें प्राप्त हे क्योंकि हम रूब 
के। अन्त में लौट कर तेरीही ओर 
आना है। (सू० २, आ० २८५) 


छ्द कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


कुरान कहता है खुदा एक द्वी है, उसकी सच्चाई एक है, 
लेकिन उस सच्चाई का पैग्राम बहुतों ने पहुँचाया है । फिर अगर 
तुम किसी एक पेशम्बर की बात का समर्थन करते हा और दूसरों 
से इनकार करत हो तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ही सच्चाई 
को एक जगद्द मान लेते हो दूसरी जगह ठुकरा देते हो, अथवा 
एक ही बात मान भी लेते हो और रद्द भी कर देत होा। जाहिर 
है ऐसा मानना मानना नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरे ढज्ञ का 
इनकार है । 
कुरान कहता है, ख़ुदा की सच्चाई उसकी अन्य सप्र बातों की 
तरह उसकी विश्व-व्यापी देन है। वह न तो किसी युगविशेष से 
सम्बन्ध रखती है, न किसी वंश अथवा जातिविशेष से, और न 
गी सम्प्रदायविशष से ही। तुममे अपने लिए तरह तरह की 
जातीय, भौगोलिक और बंशगत हदें बना ली हैं, लेकिन ,ख़ुदा की 
सच्चाई के लिए तुम कोइ इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते । 
ख़ुदा की सच्चाई की न तो काई जाति है, न फोई वंश, न कोइ 
भोगोलिक हदबन्दी है, ओर न कोई साम्प्रदायिक गिरोहबन्दी । 
वह खुदा के सूरज की तरह प्रत्येक स्थान में चमकती है और 
मनुष्यमात्र के! रोशनी पहुँचाती है। अगर तुम परमात्मा की 
सच्चाई की खोज में द्वो तो डसे एक ही कोने में मत द्ढो, वह 
हर जगह प्रकट द्वोती है और हर युग में अपना प्रकाश फेलाती है । 
तुम्हें किसी खास समय का, जाति का, देश का, भाषा का, और 
तरह तरह की गिरोहबन्दी का उपासक न होकर केवल खुदा का 


.छुरान का उपदेश ७६ 


ओर उसकी विश्वव्यापी सच्चाई का उपासक होना चाहिए। 
उसकी सच्चाई चाह कहीं भी आइ हो और चाहे जिस रूप में 
आई हो वह तुम्हारी निधि है ओर तुम उसके उत्तराधिकारी हो । 

इसलिए कुरान ने 'तफ़रीक बैनरुसुल” की राह को जहाँ तहाँ 
इनकार ( नास्तिकता ) की राह करार दिया है ओर इमान की राह 
उसके विपरीत यह बतलाई है कि बगेर भेदभाव के सव के माना 
जाय | कुरान कहता है कि इस संसार में म|ग सिफ़ दो ही हैं, 
तीसरा नहीं हो सकता । इम।न का मार्ग यह है कि सब के। मानो, 
इनकार की राह यह है कि सबका या किसी एक का इनकार करो। 
यहां किसी एक के इनऋर का भी वही अथ हे जो सबके इनकार 
का हे। 


जो लोग परमात्मा ओर 
उसके पेग़म्बरों को नहीं मानते 
ओर चाहते हैं कि परमात्मा 
ओर उसके पेग़म्बरों में भेद करें 


) 0५ 9)+ 5२ >रकेजी | 

5;+2 ८४. ७१०४)४ 3) ६+«) 
0१% ४ 3 ००) 3 <...!| हि 
) (्ख्ज- १4० 9 (खबर (4० 
किलणड. | 


(है: (७0१०४)४ 
(3403842 (७७5७! १ ४-४ (5. 
कि । (2४% (3.0.6०० (७७.० 
७3७ ४, 


(यानी किसी को खदा का रसूल 
माने और किसी को न मानें), 
ओर कहते हैं कि इनमें से 
किसी के। हम मानते हैं और 
किसी को नहीं मानते, फिर 


चाहते हैं कि ( अविश्वास ओर 


ही । 


कुरान और धार्मिक मतभेद 


«| ७5 + कर | (९87 2२ विश्वास के ) बीच का कोई 


धर 2 ३2४४४ (3४० 


(७०) १5 तीसरा मार्ग अखि्तियार कर लें । 


विश्वास करो, ये ही लोग हें 
जिनके अविश्वास (कुफ्र) 
में कोइ शक नहीं । जिन लोगों 
की राह अविश्वास की राह है 
उनके लिए उन्हें अपमानित करने- 
वाला इंश्वरीय कोप तैयार है । 
लकिन जो लोग परमात्मा और 
उसके सब पेग़म्बरों पर विश्वास 
करते हैं और किसी एक पैग़म्बर 
को भी दूसरे से प्रथक नहीं 
करते ( यानी किसी एक की 
सच्चाइ से भी इनकार नहीं 
करत ), निम्सन्दंह य ही लोग 
हैं जिन्हें परमात्मा शीघ्र उनके 
सुकमों का फल देगा | वह बड़ा 
ही दयालु और कपालु है | ( सू० 
४, आ० १४९ ) 


सूरा २ में सच्चे विश्वासी की राह यह बतलाई गई है-- 


कौर वे लोग जो उस 


- ८५3 ..« |» ७) ५०८७/ सच्चाई पर विश्वास करते हैं 


कुरान का ठपदेश ८१ 


५60, - १४७३२ #| ४,5४५ ५» जो इस्लाम के पैग़म्बर पर प्रकट 

५६४0) , ७७) ७+ ४१७ ७४+ हुई है और उन सब सच्चाइयों 

८१०५०) «० पर भी विश्वास करते हैं जो 

इस्लाम से पहले दुनिया में प्रकट 

हो चुकी है, ओर जो आखिरत 

( आइन्दा ) को जिन्दगी पर भी 

विश्वास रखते हैं, ये ही लोग हें 

जो अपने परवरदिगार को ठह- 

राई हुई हिदायत पर हैं, ओर 

ये ही हैं जिन्होंने कल्याण प्राप्त 
किया है। (सू० २, आ० २) 


कुरान कहता है, अगर तुम्हें इस बात से इनकार नहीं है कि 
समस्त विश्व का सजनहार एक ही है ओर वहीं परवरदिगार 
समान रूप से प्राणीमात्र का भरण-पोषण कर रहा है, तो फिर 
तुम इस बात से केसे इनकार कर सकते हो कि उसके आध्यात्मिक 
सत्य का नियम भी एक ही है, ओर वह नियम भी एक ही तरह 
पर मनुप्यमात्र को दिया गया है? कुरान कहता है, तुम सब का 
परवरदि्गार एक है, तुम सब एक ही परमात्मा के नाम-लेवा हो, 
तुम सब के पथप्रदशकों ने तुम्हें एक ही पथ दिखलाया है, फिर यह्‌ 
कैसी गुमराही की पराकाष्ठा ओर बुद्धि का दिवाला है कि सूत्र एक 
है, लक्ष्य एक है, लेकिन एक समुदाय दूसरे समुदाय का शत्रु है, 

६ 


म्प्र्‌ 


कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है, ओर फिर ये सब लड़ाई 

भंगड़े किस के नाम पर किये जाते हैं ? उसी परमात्मा ओर उसी 
पे / ल्‍- 

परमात्मा के धर्म के नाम पर जिसने सब को एक ही चोखट पर 

मुकाया था ओर खब को एक श्रातृत्व के सूत्र में बांधा था । 


(७ पट ४) छा ५ [35 
पं ७ 3 पी (्छों  ३ 


7७५ 


इन लोगों से कहो कि ऐ 
धमग्रन्थवालो ! तुम जो हमारा 
विरोध करने के लिए कटिबद्ध 
हो गये हो तो बतलाओ, इसके 
सिवा हमारा क्या अपराध है कि 
हम परमात्मा पर विश्वास करते 
हैं और जो कुछ सत्य हम पर 
प्रकट हुआ है ओर जो कुछ हम 
से पहले प्रकट हो चुका है, उस 
सब पर विश्वास रखते हैं ? 
(फिर क्या इश्वर की उपासना 
करना ओर उसके पेग़म्बरों का 


, समथन करना तुम्हारे निकट अप- 


राध ओर ऐवहें ? अफ़सोस तुम 
पर |) तुम में अधिकांश ऐसे ही 
हैं जो सत्य के मार्ग से सवथा 
पृथक्‌ हैं । (सू० ५, आ० ६४) 


,करान का उपदेश 


५४) 


८३ 
देखों, खुदा तो मेश ओर 


(कं 7०» ०)० 5 - 5७५०७ तुम्हारा दोनों का परवरदिगार 


पं 3) -+ (८४)) ४) १० 9 
किक हि (८ | (४८ ९ 8 की, [....2 | 


है । इसलिए उसकी उपासना 
करो, यही धर्म का सीधा मार्ग 
है। ( सू० १९, आ० ३९) 


(ऐ पेग़म्बर ! इन से) 
कहो, क्‍या तुम परमात्मा के 
विषय में हम से झगड़ा करत 


७५८४६. ८. (5४ $ हो यद्यपि हमारा और तुम्हारा 


दोनों का पालनहार वही है, ओर 
हमारे लिए हमारे कम हें, तुम्हारे 
लिए तुम्हारे कम ( यानी प्रत्येक 
व्यक्ति को उसके कमानुसार फल 
भोगना है; फिर इस बारे में 
झगड़ा क्‍यों करते हो ) ९--सू० 
२, आ० १३५९ ॥। 


यह बात याद रखनी चाहिए कि कुरान म॑ जहाँ कहीं किसी को 
सम्बोधन किया गया है, जेसे कि ऊपर की आयत में ““इन्नल्लाह 
रब्जी व रब्बु-कुम्‌ ,” अथोत्‌ परमात्मा मेरा न्यौर तुम्हारा दोनों का 
प्रतिपालक है । अथवा, 'इलाहुना व इलाहुकुम्‌ वाहिदः--हमारा ओर 


पा कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


तुम्हारा दोनों का खुदा एक ही है; अथवा, “अ तोहाज्जूनना 
फ़िल्ाहि व होव रब्जुना व रब्बुकुम्‌ व लना अअमालुना व लकुम्‌ 
अअञमालुकुम्‌/' अथात्‌ “क्या तुम खुदा के बारे में हम से झगड़ा 
करते हो यद्यपि हमारा और तुम्हारा सब का पालनहार बही 
है और हमारे लिए हमारे कम और तुम्हारे लिए तुम्हारे, -- 
वहाँ वहाँ इन सब डक्तियों का उद्द श्य इसी तत्त्व पर ज़ोर देना 
है, यानी जब सत्र का पालनहार एक ही है, और प्रत्येक व्यक्ति 
को उसके कमानुसार ही फल मिलते हैं, तो फिर खुदा ओर 
धर्म के नाम पर संसार भर में ये लड़ाई और मगड़ क्‍यों 
हैं? कुरान बार बार कहता है कि मेरी शिक्षा इसके सिवा और' 
कुछ नहों है कि इश्वर की उपासना ओर सदाचरण ही मनुष्य 
का कत्तंव्य है, में किसी धर्म को झूठा नहीं कहता, में किसी धर्म 
के प्रबरतक से इनकार नहीं करता, सबका समान रूप से समथन 
करता हूं, ओर उन सबकी साभान्य ओर सवसम्मत शिक्षा ही मेरी 
शिक्षा है; फिर मरे यिरुद्ध समस्त धमोनुयायियों ने लड़ाई का एलान 
क्‍यों कर दिया है ? 

यही कारण है कि कुरान ने किसी भी धम के अनुयायी से 
यह नहीं चाहा कि वह कोइ नया मत अथवा नया सिद्धान्त स्वीकार 
करे, बल्कि कुरान हर गिरोह के सामने यही मांग पेश करता है कि 
तुम अपने धम की वास्तविक शिक्षा पर सच्चाई के साथ अमल 
करो | .कुरान कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मेरा 
काम पूरा हो गया, क्य्रोंकि मेरा सन्देश कोई नया सन्देश नहीं है 


करन का उपदेश 


प्प्र 


बल्कि वही सनातन सावभोमिक सन्देश है जो समस्त धर्म संस्था- 


७ के... (3 
पकों ने दिया है। 


(7०० पा | ४ ५ 


। १०8... (दर ् (मे 
|६,० १ (_)कस- / | 9 ६2,» 


(हि ७ बल ७/र्ण हेयर 
- ५ ५०४७ ५५), ७ .५.| 
- 38 बरेए बज (रण 2७5 
|,७9७ (.)२५- $ किक (2४ (| 
०0८ 090७४ 3) छ्रर्शी 
3 3 ककनी 3 धणीए ७ 
(कह ०3)०- !5 (७००५० (|++ 


७१ आलर / 9 


(ऐ पैग़म्बर !) कह दो कि 
ए धमंग्रन्थवालो ! जब तक 
तुम तौरात और इचखील पर 
ओर उन सब धमग्रन्थों पर जो 
तुम पर प्रकट हुए हैं, ठोक ठीक 
अमल नहीं करोगे तब तक 
तुम्हारे पास धर्म का कोई अंश 
भी नहीं है। और (ऐ पेग़म्बर !) 
तुम्दारे पालनह्ार की ओर से 
जो कुछ सत्य तुम्हारे ऊपर प्रकट 
हुआ है, (बजाय इसके कि ये लोग 
उससे हिदुयत हासिल करें, तुम 
देखोगे कि) इनमें से बहुतों का 
अविश्वास ओर उनकी उद्दर्डता 
ओर भी ज्यादा बढ़ जायगी। 
जिन लोगों ने सच्चाई की जगह 
सत्य से इनकार करने की राह 
ग्रहण कर ली है, (ते कभी मानने- 
वाले नहीं हैं) | तुम इनकी हालत 


८६ कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


पर व्यर्थ अक्सोस मत करो। चाहे 
कोई तुम्हारी बताई हुई राह का 
माननंवाला हो, चाहे कोइ 
यहूदी हो, चाहे इसाइ हो, चाहे 
साबी हो, या कोई ओर हो, 
(इश्बर का क़ानून यड़ है कि) 
जो केाइ भी परमात्मा पर और 
अखिरत के दिन ( अथात अन्त 
में सब का अपने अपने कर्मों 
के फल मिलने के दिन ) पर 
विश्वास करता है, और उसके 
कर्म भी अच्छे 8, तो उसके लिए 
न तो किसी प्रकःर का खटका है 
ओर न किसी प्रकार का शोक । 
(सू० ५, आ० ७३) 


यही कारण है कि कुरान ने उन सब्र सत्यनिष्ठ मनुष्यों के 
विश्वास ओर व्यवहार का पूरी उदारता के साथ ठीक बताया है 
जो कि कुरान के आविभाव के समय भिन्न भिन्न धर्मों में मोजूद 
थे ओर जिन्‍्हों ने अपने अपने धर्मों के वास्तविक सार को नष्ट नहीं 
किया था। यह ठीक है कि कुरान ऐसे लोगों की संख्या को बहुत 
ही कम बताता है, और कट्ता है कि अधिकतर संख्या उन्हीं लोगां 


,ऋरान का उपदेश 


प्र्छ 


की है जिन्होंने इश्वरीय धर्म की विश्वास-सम्बन्धी और व्यवहार- 
सम्बन्धी सच्चाइ को एक बारगी नष्ट कर दिया है । 


5. 5. ४9७. हर 

बा. रे पं | 
(किले # रण बज जरा 3: 
७१2३४ ० 3४७४ [० १ 
(0)))/ $ 3+>)॥ । १ 4.02 
9४३.०० .»# 298१४ 3 ०-5१)२००१ १० 
97 ऑजडआए ( 2१7) ७४ 3 


3 «“« (व (3० ०६४) 


यह बात नहीं है कि सत्र 
लोग एक ही तरह के हों। 
इन्हीं धर्मग्रन्थवालों में कुछ 
ऐसे भी ह॑ जो वास्तविक धमस में 
क्रायम हैं | वे रात के। उठ उठ 
कर इश्वर की वाणी (धर्मग्रन्थों) 
का पाठ करते हैं और प्रभु के 
सम्मुख नतमस्तक रहते हैं । 
वे इश्वर पर ओर आखिरत के 
दिन पर विश्वास करत हैं, नेका 
की आज्ञा देते हैं, बुराइ से 
रोकते है और स्वयं नेकी की 
राह में तेज़-फ़दम हैं । निस्सन्देह 
वे नंक मनुष्यों में से हैं। य/द 
रखो, ये लोग जो कुछ भी नेको 
करते हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं 
होगा कि उसकी क़द्र न की जाय 
ओर वह नष्ट हो जाय । मनुष्यों 
का हाल परमात्मा से छिपा नहीं 


स्फ कुरान और धार्मिक मतभेद 


है। वह जानता है कि कोन घम- 
निष्ठ है और कौन नहीं। (सू० ३, 
ञआआ० १११) 
) 4 उपाए रन. ५३ उनमें से एक गिरोह ऐसे 
(७9५२४ ४० २» ३२» 3४४४. लोगों का है जो बीच के रास्ते पर 
हैं । लेकिन अधिक संख्या ऐसे 
टी लोगों की है जोजो कुछ 
करते हैं बहुत बुरा करते हैं। 
( सू० ५, आ० ७१ ) 
कुरान जगह जगह अपने से पहले के धमग्रन्थों का समथन 
करत है, और इस बात पर जोर देता है कि वे झूठे नहीं ४ । अन्य 
धरमंग्रन्थवालों से कुरान बार बार कहता है--'व आमिनू बिमा। 
अन्जञलूता मुसदिक़ल्लिमा सअ्कुम्‌ (२. ३८ ) यानी उस किताब 
पर विश्वास करो जो तुम्हारी किताब का समथन करती हुई 
प्रकट हुई है। इन सब से कुरान का उद्द श्य उसी सच्चाई पर ज़ोर 
देना है, यानी यह कि जब मेरी शिक्षा तुम्हारे पविन्न ग्रन्थों के 
विरुद्ध कोइ नई बात पेश नहीं करती ओर न उनसे तुम्हें प्रथक 
करना चाहता है, बल्कि सब तरह से उनकी पुष्टि और उनका 
समथन करती है, तो फिर तुममें और मुझमें लड़ाई क्‍यों हो ९ 
तुम मेरे विरुद्ध युद्ध की घोषणा क्यों करते हो ? 
कुरान ने नेकी के लिए 'मारूफ़' का, ओर बुराइ के लिए 
मुन्कर” शब्द का उपयोग किया है। 'वअमुर्‌ बिल मारूफ वनूह 


,कैंरान का उपदेश ८ & 


, अनिल मुनकर! (३१. ३६) | 'मारूफ़' “अरफ़! धातु से है जिसका अथ 
पहचानना है | इस लिए मारूफ वह बात हुई जो जानी पहचानी 
हुई हो । 'मुनकर” का अथ इनकार करना है, यानी ऐसी बात 
जिससे आम तोर पर इनकार किया गया हो । कुरान ने नेकी ओर 
बुराइ के लिए इन शब्दों का डपयोग इस लिए किया है क्‍योंकि वह 
कहता है संसार में विश्वास ओर विचारां की भिन्नता कितनी ही 
क्योंन हो, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके अच्छे होने में सभी 
सहमत हैं, और कुछ ऐसी है जिनके बुरे होने में सब की एक राय 
है। जेस इन बातों में समी एक सत हैं कि सच बोलना अच्छा है 
ओर झूठ बोलना बुरा, ईमानदारी अच्छी बात है, ओर बेइमानी 
बुरी । इसमें भी किसी का मतभेद नहीं कि मातापिता की सेवा, 
पड़ोसियां से सद्‌व्यवहार, दरिद्रों को खबर लेना, पीड़ितों की सहा- 
यता करगा, ये सब अच्छे काम हें। और झऊनन्‍्याय और अत्याचार 
बुरे काम हैं | अथान्‌ ये थे बातें हुई! जिनकी अच्छाइ आस तोर पर 
जानी बूभकी हुई हैं और जिनके विरुद्ध चलना आम तार पर अनुचित 
ओर निन्दनीय है | संसार के सब धर्म, संसार के सब आचार, संधार 
की सारी बुद्धिमत्ता, संसार के सब समाज, दूसरी बातों में चाहे 
जितना मतभेद रखते हों, लेकिन जहां तक इन कामों का सम्बन्ध 
है सब एक मत हें । 

कुरान कहता है, इश्वरीय धर्म उन्हीं कामों को मनुष्य का 
आवश्यक कतेव्य क़रार देता है जिनकी अच्छाइ आम तोर पर 
मनुष्यसमाज ने समझ ली है। इसी तरह इन सब कामों को 


६० कुरान ओर घामिंक मतभेद 


इश्वरीय धमनिषिद्ध क़रार देता है जिन्हें आम तौर पर लोग 
अस्वीकार करते हैं और जिन्हें बुरा कहने में सभी घम सहमत हें । 
यह बात चूँकछ्कि धम का मौलिक तत्त्व थी इसलिए इसमें मतसेद 
न हो सका और विविध मज़हबी गिरोहों में अगश्ति गुमराहियों 
के होत हुए तथा उनके अनेक सच्चाइयों के भुला देने पर भी, यह 
सच्चाई सदा प्रकट ओर सवंसान्य बदची रही। इन कामों की 
अच्छाइ ओर बुराइ पर संसार भर के अन्दर सब युगों, सब धर्मों, 
ओर सब कोमों के लोग सहमत हैं, इसी से इन बातों की इलहामी 
अम्लीयत अथोन्‌ उनका इश्वर की ओर से मनुष्य के आदेश होता 
साबित होता है । इसलिए जहाँ तक कर्मों का सम्बंन्ध है, कुरान 
उन्हीं बातों के करने की आज्ञा देता है जिनकी अच्छाई सब की 
जानी हुई है ओर उन्हीं बातों से रोकता है जिनसे आमतौर पर 
मनुप्यमात्र ने इनकार किया है, यानी “मारूफ़” की आज्ञा देता है, 
ओर “मुनकर” से रोकता है । इसलिए कुरान कहता है कि जब मेरे 
उपदेश का यह हाल है तो फिर किसी भी व्यक्ति को, जिसके नेकी 
ओर सच्चाई से विराध नहीं, मुझसे विरोध क्यों हो ? 

कुरान कहता है, यही कममार्ग मनुप्यसमाज के लिए इश्वर- 
निद्धारित प्राकृतिक धम ( दीन ) है, ओर प्रकृति के नियमों में कभी 
अन्तर नहीं पड़ सकता, ओर यही “अद्दीनुलू कण्यिम! यानी सीधा 
ओर दुरुस्त धम है, जिसमें किसी प्रकार का टेढ़ापन या कच्चापन 
नहीं है। यही 'हनीफ़! ( सीधा ) धम है, जिसका उपदेश हज़रत 
इत्राहीम ने किया था। इसी का नाम कुरान को भाषा में 


,करान का उपदेश 


€ १ 


अलू-इस्लाम' है जिसका अर्थ है इंश्वर के बनाये हुए नियमों का 


पालन करना | 

- ४8२ (०0४०-४४ (5३२१ गा 
_ जज न «&ए। ०)०५ 
(३४5० (_इिफेकर ४ +- ९४-०० 
म ली (2०४) ६७ - «४] 
>03+ख्ट है (जी >४ी ८ $ 
9 १४ 9 52... 084३) 
35 4१० / 3 ४%/०-) 4०४8 
कि, रकेओी «5 38)» 
पपने (र्ट - ७८ 428 ५ ५३२४० 


धर्म (दीन ) की राह में हर 
तरफ़ से मुँह फेर कर स्फ्रि एक 
परम/त्मा ही की तरफ़ रुख 
कर लो। यही इंश्वरनिद्धारित 
प्रकृति है जिसके अनुसार उसने 
मनुष्य को पैदा किया है, इसमें 
कभी परिवतन नहीं होता । 
यही घम का सीधा मागे है। 
लेकिन प्रायः मनुष्य ऐसे हैं 
जो इस नहीं जानते । उसी 
( एक्र परमात्मा ) की ओर दुष्ि 
लगाये रखो, उसदी अवज्ञा से 
बचो । नमाज़ कायम करो ओर 
मुश्रिकां में से न हो जाओ, 
जिन्होंने अपने धम के टुकड़े 
टुकड़ करके अलग अलग गिरोह- 
बन्दियां कर लीं । हर गिरोह के 
पास जो कुछ है बह उसी में 
सम्न है । (सू० ३०, आ० 
३०-३२ ) 


&२ कुरान ओर घामिक मतभेद 


कुरान कहता है, इश्वर का ठहराया हुआ धम (दीन) जो कुछ 
है वह यही है। इसके सिवा जो कुछ बना लिया गया है वह मनुष्य 
की गढ़ी हुई गिरोहबन्दियों का फल है। इसलिए अगर तुम 
इंश्वरोपासना के तत्त्व पर, जो तुम सब के यहां धम की जड़ है, 
एकत्र हो जाओ और अपनी गढी हुई गुमराहियों को छोड़ दो, 
तो मेरा उद्द श्य पूरा हो गया । में इससे .ज्यादा कुछ नहीं चाहता । 


"54? ३) (2४! (२ [५० 
| 


५०» 


5७5 


अं 


हर) ऋण आफ 
(जज ०४०५७ (०५० 
“ छा ७70 3 “४ (३8%) 
५5०] ३ डक (४३ 
(०५ (०7 + ()#£“*४] १ 
छा 3- विन्‍्ग्ण ०३७ 3.०-««| 
- हक काल पछ७ 9 
७००) १६-०2 ८० $ 


परमात्मा के नजदीक धर्म एक 
ही है, ओर बह “अल्‌-इम्लाम? 
है, ऑर यह जो घधर्म-प्रन्थ 
वालों ने विभिन्नता डाल दी (एक 
धर्म पर एकत्र रहने की 
जगह यहूदीमत और इसाइमत 
को गिरोहबन्दियों म॑ बट गये), 
यह इसलिए हुआ कि यद्यपि 
ज्ञान ओर सत्य की राह उतर पर 
खुल चुका थी लेकिन आपस को 
जिद और विद्रोह के कारण अलग 
हो गये । (स्मरण रखो) जो कोई 
इंश्वर की आज्ञाओं से इनकार 
करता है, इश्वर के कमफल- 
सम्बन्धी नियम भी उससे हिसाब 


,ऋशणान का उपदेश ६३ 
लेन में वेसे ही तेज़ हें। फिर 
अगर यह लोग तुमसे इस चारे 
में झगड़ा करें तो (ऐ पैराम्बर !) 
तुम उनसे कहो कि मेरी और 
मरे अनुयायियों की राह तो 
इंश्वर के आगे बनन्‍्दगी में सर 
कृका देना है और हमले सर 
झुका दिया है । फिर घममग्रन्थ- 
बालों से और अशिक्षित लोगों 
से (याती ऋअरब के मुश्रिकों से) 
पूछी कि तुम भी परसात्सा के 
आगे मुकत हो या नहीं (यानी 
भझूगडे की सारी बातें छोड़ा और 
यह्‌ बतलाओ कि तुमकेा खदा- 
परस्ती स्वीकार है या नहीं ) ? 
जआ्गर वे म्ुक गये तो (सारा 
झगड़ा ख़त्स हो गया ओर) 
उन्होंने राह पा ली, अगर वे मुंह 
मोड़ें तो (फेर जिन लोगों को 
इंश्वरभक्ति की ऐसी स्पष्ट बातों 
से भी इनकार है उनके साथ 
वाद्विवाद ओर कलह करने से 


६४ कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


क्या लाभ) ? तुम्हारे जिम्मे जो 
कुछ है वह यही है कि सत्य का 
सन्देश पहुँचा दा, ( बाकी सब 
कुछ परमात्मा पर छोड दो। 
परमात्मा से बन्दों का हाल 
छिपा नहीं हे।( सू० ३, आ० 


कुरान ने धर्म के लिए “अल्‌-इस्लाम' शब्द का इसलिए उपयोग 
किया है कि इस्लाम” का अर्थ किसी बात को मान लेने और 
आशज्षापालन करने का है। कुरान कहता है कि ध्ं की अस्लीयत 
यही हे कि इंश्वर ने जो कल्याण का माग मनुप्य के लिए निश्चत 
कर दिया है उसका ठीक ठीक अनुसरण किया जाय । वह कहता 
है कि यह मार्ग केवल मनुष्य ही के लिए नहीं है बल्कि समस्त 
सृष्टि इसी नियम पर क़ायम है। सब की स्थिरता ओर उनके 
क़ायम रहने के लिए इश्वर ने कोई न कोई कममाग स्थिर कर 
दिया है, और सब उसी का अनुसरण करते हैं। यदि एक 
क्षण के लिए भी वे उससे विमुख हाँ तो सारी सृष्टि छिन्नभिन्‍न 
द्वो जाय । 


3 एक्लर हाएं ४० 3४३७] फिर क्‍या ये लोग चाहते हैं 
3 ०)३++री ( ७० |» ८ कि परमात्मा का ठहराया हुआ 


कुरान का उपदेश ६२ 


८4.| 3 ७.४ ) ५०५७ ४) धमं छोड़ कर कोई दूसरा धर्म 
2१*+)४ खोज निकाले जब कि प्रृथ्वी 

ओर आकाश में जितने प्राणी हैं 

सब, चाहें या न चाहें, उसी के 

ठहराये हुए कममा्ग. पर 

चल रहे हैं और (अन्त में ) 
सब को उसी की ओर लौटना 


है । ( सू० ३, आ० ८२ ) 


कुरान जब कहता है कि “अल्‌-इस्लाम' के अतिरिक्त और कोई 
धरम परमात्मा के निकट सान्‍्य नहीं तो इसका मतलब यही होता 
है कि उस इश्बरीय धम के सिवा जो एक ही है और जिसकी 
शिक्षा समस्त पैग़म्बरों ने समान रूप से दी है मनुष्यनिर्मित कोई 
भी गिरोहबन्दी मान्य नहीं हो सकती। सूरा ३ में, जहां यह 
वर्णन आया है कि इंश्वरीय धरम का साग सभी धर्मप्रवत्तकों का 
समर्थन करने और उनका अनुसरण करने का मार्ग है, वहीं साथ 
साथ यह भी कद्दा गया है-- 


ली कक बंपर 0० 3 ओर जो कोई इस्लाम के 
9० 9-८ ०००» 4४४ ७ ४० सिवा ( जो विश्वव्यापी सत्य 
0४०५० (० ४,5५१ » ओर सब के समर्थन का माग है) 
कोई दूसरा धर्म चाद्देगा, तो 


६६ कुरान और धामिक मतभेद 


याद रखो, उसकी राह कभी 
स्वीकार नहीं की जायगी, और 
वह अन्त में देखेगा कि उसका 
स्थान लाभ उठानेवालों में नहीं, 
बल्कि नुक़सान उठानेवालों में 
है। ( सू० ३, आ० ८७ ) 
इसीलिए कुरान अपने समस्त अनुयायियों के बार बार साव- 
धान करता है कि धरम में भेद डालने ओर गिरोहबन्दी करने से 
बचो, ओर फिर से उसी गुमराही में न पड़ जाओ जिससे मेंने 
तुम्हें छुटकारा दिलाया है। कुरान कहता है कि मेरे उपदेश ने 
मनुष्यमानत्र को, जो धरम के नाम पर एक दूसरे के शत्रु हो रहे थे, 
इंश्वरनिप्ठा के माग में इस तरह मिला दिया किवे एक दूसरे के लिए 
प्राण न्‍्योछावर करनेवाले भाई भाई बन गये | एक यहूदी जो 
पहले हज़रत इसा का नाम सुनते ही घृणा से मर जाता था, एक 
इसाई जो हर यहूदी के खून का प्यासा था, एक पारसी जिसके 
नज़दीक सब ग़ेर-पारसी अपवित्र थे, एक अरब जो अपने सिवा 
सब के सभ्यता ओर गुणोां से वच्चित समझता था, एक सात्री 
जा यह विश्वास करता था कि स'सार का सनातन सत्य सिफ़ मेरे 
ही हिस्से में पड़ा है, इन सब को कुरान के उपदेश ने एक पंक्ति मे 
खड़ा कर दिया, ओर अब यह सब परस्पर घृणा करने के बदले 
एक दूसरे के धमंप्रवतकों का समथन करते हैं, और सब की 
बतलाई हुई सवसम्मत हिदायत पर चलते हैं । 


कुरान का उपदेश 


पट (45०८ (०० ८९<| । 

न हे नकाम बी ल्‍अजथ 

#८ज छोर #८० वाणी. (३4२ 
७१००५ 


» | ब्कैनी | 


६७ 
ओर (देखो), सब मिल जुल 


कर परमात्मा को रस्सी मजबूती 
से पकड़ लो और प्रथक्‌ प्रथक्‌ न 
हो । परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर जो 
दया और अनुकम्पा की है उसे 
स्मरण रखो। तुम्हारा हाल यह 
था कि एक दूसरे के शत्र दहो।| 

रहे थे, लेकिन इश्वर ने तुम्दारे 
हृदय में पारस्परिक प्रेम उत्पन्न 
कर दिया, फिर ऐसा हुआ कि 
तुम भाई भाई हो गये और 
( देखो ), तुम्हारा तो यह हाल 
था कि मानो धधकती आग के 
गड्ढे के किनारे खड़े थे लेकिन 
इंश्वर ने तुम्हें इस खतरे से बचा 
लिया (और जीवन तथा सफलता 
के राजमार्ग पर पहुँचा दिया) | 
परमात्मा इसी तरह अपनी 
निशानियों का तुम्हें परिचय 
दिया करता है ताकि तुम हिदा- 
यत पाओ ( और गुमराही से 
बचो ) |--सू० ३, आ० ९८ | 


श्प्र 
2 [० ७3६.) ७* (200४ | ] 
(“404 दिस] 


(+83-2-20७००..* ला [० (७.७ है $ 
(०० | जज ) 3 + 59:५० 


कुरान ओर घामिक मतभेद 


ओर ( देखो ), उन लोगों की 
सी चाल मत स्वीकार कर लेना 
जो ( एक धम पर स्थिर रहने के 
बदले ) अलग अलग हो गये 
ओर जिन्होंने आपस में विरोध 
पैदा कर लिये, यद्यपि प्रमाण 
रनके सामने आ चुके थे। (याद 
रखो) रह वे लोग हैं जिनके लिए 
( सफलता और कल्याण की 
जगह ) भयंकर कष्ट है। ( सू० 
३, आ० १०१ ) 


ओर ( देखो ), यह मेरी राह 
है बिलकुल सीधी राह, इसलिए 
इसी एक राह पर चलो ओर 
तरद्द तरह के मार्गों के पीछे न 
पड़ो । वे तुम्हें इश्वरीय माग से 
हटा कर प्रथक्‌ पथक्‌ कर देंगे। 
यही बात है जिसके लिए खुदा 
तुम्हें आज्ञा देता है ताकि तुम 
अवज्ञा से बचो | ( सू० ६, 
श्रा० १५५ ) 


६ । कुरान ओर उसके विरोधियों में 
झगड़े का कारण । 


अब थोड़ी देर के लिए उस झगड़े की ओर ध्यान दीजिए 
जो कुरान और उसके विरोधियों में उत्पन्न हो गया था। ये विरोधी 
कौन थे ? ये पिछले धर्मों के अनुयायी थे, जिनमें से कुछ के पास 
धम-प्रन्थ थे ओर कुछ के पास नहीं थे । 

भंगड़े का कारण क्या था ९ क्‍या यह कारण था कि कुरान ने 
बन धर्मा के संस्थापकों ओर पथ-प्रदर्शों को झूठा कहा था, या 
उनके पवित्र धम-प्रन्थों से इनकार किया था, और इसलिए वे 
उसका विरोध करने पर कटिबद्ध हो गये थे ९ 

क्या यह कारण था कि कुरान ने इस बात का दावा किया कि 
इश्वरीय सत्य केवल मेरे ही हिस्से पड़ा है, और अन्य समस्त धर्मों 
के अनुयायियों को डचित है कि वे अपने अपने धर्मों को छोड़ दें ९ 

या, फिर कुरान ने धम के नाम पर कोई ऐसी बात डपस्थित 
कर दी थी जो अन्य घमोनुयायियों के लिए बिलकुल नइ थी, और 
इस कारण कुरान को मानने में उन्हें आपत्ति थी ? 

कुरान के प्रृष्ठ खले हुए हैं, ओर उसके आने का इतिहास भी 
दुनिया के सामने है| ये दोनों हमें बतलाते हें कि ऊपर की बातों 
में से कोइ बात भी न थी, ओर न हो सकती थी। कुरान ने न 


१०० कुरान और धामिक मतभेद 


केवल उत सारे धमसस्थापकों को प्रमाण माना, जिनके नामलेवा 
उसके सामने थे, बल्कि साफ़ शब्दों मे कह दिया कि मुझूस पहले 
जितने भी रसूल और धर्म-प्रवतक आ चुके हें, में सबको प्रमाण 
मानता हूँ, ओर उनमें से किसी एक के न मानने को भी इश्वरीय 
सत्य से इनकार करना समभता हूँ । उसने किसी धमंवाले से यह 
नहीं चाहा कि वहू अपने धम को छोड़ दे, बतिक जब कभी चाहा 
तो यददी चाहा कि सब अपने अपने धर्मों की वास्तविक शिक्षा पर 
अमल करें, कयांकि समस्त धर्मों को वास्तविक शिक्षा एक ही है। न 
तो उसने कोई नवीन सिद्धान्त उपस्थित किया, और न कोई नवीन 
कार्य-पद्धति ही बतलाइ । उसने सदा उन्हीं बातों पर ज़ोर दिया 
जो संसार के समस्त धर्मों की सबसे ज़्यादा जानी बूक्मी हुई बातें 
रही हैं --यानी एक जगदीश्वर की उपासना और सदाचरण का 
जीवन | उस्नन जब कभी लोगों को अपनी ओर बुलाया है, 
तो यही कद्दा है कि अपन अपने धर्मा की वास्तविक शिक्षा को 
फिर से ताज़ा कर लो, तुम्दारा ऐसा करना ही मुमे क़बूल कर 
लेना दे । 

प्रश्न यह है कि जब कुरान के उपदेशों का यह हाल था तो 
फिर आखिर उसमें ओर उसके विरोधियों में झगड़े का क्‍या कारण 
हुआ ? जो व्यक्ति किस्ती को बुरा नहीं कहता, सबको मानता 
ओर सबकी इज़्ज़त करता है, ओर हमेशा उन्हीं बातों का डपदेश 
करता दे जो सबके यहां मानी हुई हैं, उससे कोई लड़े तो क्यों लड़े ? 
ओर क्यों लोगों को उस्रका साथ देने से इनकार हो ? 


कुरान और उसके विरोधियों में कगड़े का कारण १०१ 


कहा जा सकता है कि मकक्‍के के करेशों # का विरोध इस 
आधार पर था कि कुरान ने मूति-पूजा से इनकार कर दिया था, 
ओर वे मूति-पूजा से प्रेम रखते थे । निस्सन्देह्ठ विरोध का कारण 
एक यह भी था; लेकिन सिफ यही कारण नहीं हो सकता। प्रश्न 
यह होता है कि यहूदियों ने क्यों विरोध किया, जो मूति-पूजा से 
बिलकुल अलग थे १ इसाइ क्यों विगेधी हो गये। उन्होंन तो कभी 
मूति-पूजा की हिमायत का दावा नहीं किया ९ 
असल बात यह है कि इन धर्मी के अनुयायियों ने कुरान का 
विरोध इसलि५ नहीं किया कि वह उन्हें .छठा क्यों बतलाता था, 
बल्कि इसलिए किया कि वह उन्हें भूंठा क्‍यों नहीं कहता था। हर 
घम का अनुयायी यह चाहना था कि कुरान केवल उसी को सच्चा 
कहे, बाकफ़ी सबके कूठा कहे, ओर चूँकि कुरान सबका समानरूप 
से समर्थन करना था, इसीलिए कोइ उससे प्रसन्न नहीं हो सकता 
था । यहूदी इस बात से तो बहुत प्रसन्न थे कि कुरान हज़रत मूसा 
को प्रमाण मानता है। लेकिन वह सिफ इतना ही नहीं करता था, 
वह हज़रत इसा को भी प्रमाण मानता था, और यही आकर 
उसके और यहूदियों के बीच विरोध खड़ा हो जाता था। इसाइयों 
को ,इस पर क्या आपत्ति हो सकती थी कि हज़रत इसा ओर हज़रत 
मरियम की शुचिता ओर सच्चाई की घोषणा की जाय ? लेकिन कुरान 
सिफ़ इतना ही नहीं कहता था, वह यह भी कहता था कि मुक्ति 


गा नडडििलल 


$£ “ कुरैश” मक्‍के में रहनेवाला एक वंश, जिसमें मुम्हमद पदा हुए। 
अही लोग काबे के पुजारी थे । 


१०२ कुरान और धामिक मतभेद 


का दार-मदार मनुष्यों के अपने कर्मी पर है, न कि हज़रत इसा की 
कुबानी और वपतिस्मे पर | किन्तु मुक्ति का यह व्यापक नियम 
इसाइ सम्प्रदाय के लिए असह्य था। 

इसी प्रकार मक्का के कुरैशों के लिए इससे त्रढ़कर प्रसन्नता 
की बात ओर कोई नहीं हो सकती थी कि उज़रत इनब्राहीम ओर 
दज़रत इस्माइल का मद्ृ॒त्व स्वीकार किया जाय । लेकिन जब वे 
देखते थ कि कुरान जिस तरह इन दोनां का भहत्त स्वीकार करता 
है उसी तरह यहूदियों तथा ईमाइयों के पेःम्बरों का भी स्वाकार करता 
है, तो उनके जातिगत ओर साम्प्रदायिक 'श्रभिमान को बड़ी ठेस 
लगती थी। वे कहते थे कि ऐले व्यक्ति हज़रत इप्नाहीम ओर 
इस्माइल के अनुयाय्री कैसे हो सकते है, जो उनके महत्व ओर 
सच्चाइ वी पंक्ति में दूसरों को भी लाकर खड़ा कर देते है ९ 

सारांश यह कि कुरान के तीन सिद्धान्त ऐसे थे जो उसके 
तथा अन्य घर्मीं के अनुयायियां के बीच विरोध के कॉरण हो गये-- 

(१) कुगन धर्म के नाम पर गिरोहवन्दी का विरोधी था, और 
सत्र वर्मा की एकता का एलान करता था। अगर अन्य धर्मों के 
अनुयायी यढ मान लेते, तो उन्हें यह भी मानता पड़ता कि घर्म 
की सच्चाई किमी एक ही गिरोह के हिस्से में नहीं आइई है, बल्कि 
सबको सप्ानरूप से मिली है | परन्तु यही मानना उनकी साम्प्र- 
दायिकता के लिए घातक था । 

(२) कुरान कहता था--मुक्ति ओर कल्याण का दार-मदार 
कर्मों पर है, वंश, जाति, सम्प्रदाय, अथवा वाह्य रीति-रिवाजों पर 


कुरान और उसके विरोधियों में झगड़े का कारण. १०३ 


नहीं | यदि वे इस तथ्य को मान लेते, तो मुक्ति का द्वार बिना 
भेदभाव मनुष्यमात्र के लिए खुल जाता और किसी एक सम्प्रदाय 
की ठेकेदारी बाक़ी न रहती । लेकिन इस बात के लिए उनमें से कोई 
भी तय्यार न था। 

(३) कुरान कहता था, वास्तविक धम इश्वरोपासना है, और 
इश्वरोपासना यह है कि बिना किसी ओर को बीच में लाये एक 
परमात्मा की सीधी उपासना की जाय | लेकिन दुनिया के समस्त 
सम्प्रदायों ने किसी न किसी रूप में बहुइश्वरवाद ओर मूति-पूजा 
के ढंग म्वीकार कर लिये थे । यद्यपि उनको इससे इनकार नहीं था 
कि वास्तविक धर्म इश्वरोपासना ही है, ओर इंश्वर एक ही है, तथापि 
अपनी रूढ़ियां और प्रथाओं से अलग होना उन्हें बेतरह खलता था। 


७ । सारांश 


ऊपर की सारी बहस का सार इस प्रकार दिया जा सकता है--- 

(१) कुरान के आने के समय वंशों, कुटुम्नों ओर परिवारों के 
अलग अलग सामाजिक रहन-सहन की तरह संसार के धर्मों में 
भी अलग अलग दलबन्दियाँ कर ली गई थीं। प्रत्येक दल का 
आदमी यही समझता था कि घाभिक सत्य सिफ़ मेरे ही हिस्से में 
पड़ा है। जो व्यक्ति इस धार्मिक परिधि के अंदर है, वह्द मुक्त है; जो 
बाहर है, वह मुक्ति से वंचित है । 

(२) प्रत्यक दल धर्म के केवल वाह्य कर्मों ओर रीतियों को ही 
धम की असलीयत और उसका तथ्य समझता था। ज्योंही कोई 
व्यक्ति इन वाद्य रीति रिवाजों को अंगीकार कर लेता, त्यों ही यह 
विश्वास कर लिया जाता कि मुक्ति ओर कल्याण उसे प्राप्त द्वो 
गया--जैसे, उपासना की एक विधिविशेष, कुरबानियों के रीति- 
रिवाज, किसी विशेष प्रकार का भाजन करना या न करना, किसी 
विशेष वेश-भूषा को स्वीकार करना या न करना | 

(३) चूंकि ये रीति-रिवाज प्रत्येक सम्प्रदाय म॑ भिन्न-भिन्न थे, 
इसलिए प्रत्येक धरम का अनुयायी विश्वास करता था कि दुसरे 
सम्प्रदाय वालों के पास धामिक सच्चाई नहीं है, क्योंकि उनके कम 


ओर रीति-रिवाज वैसे नहीं हैं, जैसे मेरे हैं । 


सारांश १०५ 


(४) प्रत्येक सम्प्रदाय का दावा सिफ् यही नहीं था कि वह सच्चा 
है, बल्कि यह भी था कि दूसरा भूठा है। परिणाम यह था कि हर 
सम्प्रदाय केवल अपनी सच्चाई की घोषणा करके ही सन्‍्तोष नहीं 
करता था, बल्क दूसरों के विरुद्ध पक्तपात और घृणा फलाना 
भी आवश्यक समझता था | इस परिस्थिति ने मनुष्यां को निरन्तर 
लड़ाई कंगड़ां में फँसा रखा था । धम और इश्वर के नाम पर 
प्रत्येक गिरोह दूसरे गिरोह से घृणा करता और उसका खून बहाना 
जायज़ समझता था । 

(») लेकिन कुरान ने मनुष्यमात्र के सम्मुख नये सिरे से इस 
सिद्धान्त को उपम्थित किया कि धर्म की सच्चाई विश्वव्यापी 
सच्चाइ है । 

(क) उसने सिफ्र यही नहीं बतलाया कि प्रत्येक धम में सच्चाइ है, 
बल्कि यह भी साफ़ साफ़ कह दिया कि सभी धम सच्च हैं। 
उसने कहा कि धर परमात्मा की एक ऐसी देन है जो सबको 
समान रूप से प्राप्त है, इसलिए सम्भव नहीं कि यह देन किसी 
एक जाति या गिरोह ही को दी गई हो ओर दूसरों का इसमें 
कोई हिस्सा न हो । 

(ख) उसने कहा कि परमात्मा के समस्त प्राकृतिक नियमों की तरह 
मनुष्य के आध्यात्मिक कल्याण का नियम भी एक ही है, 
ओर सबके लिए है। इसलिए विविध धर्मों के अनुयायियों 
की सबस बड़ी भूल यह है कि उन्होंने इश्वरीय धरम 
की एकता को भूलकर अपने अपने अलग अलग गिरोह 


१०६ कुरान और धार्मिक मतभेद 


बना लिये हैं, ओर हर गिरोह दूसरे गिरोह से लड़ 
रहा है । 

(ग) कुरान ने बतलाया कि इंश्वरीय धम इसलिए था कि मनुष्य- 
समाज के परस्पर भेदभाव और मगड़े दूर हों, इसलिए न था 
कि वह स्वयं विरोध और लड़ाई का कारण बन जाय, इसलिए 
इससे बढ़कर गुमराही ओर क्या हो सकती है कि जो वस्तु भेदों 
को दूर करने आई थी, वही भेदों की जड़ बना ली गई ? 

(०) उसने बतलाया कि घम्र एक चीज़ है, और विधि-विधान दूसरी । 
धर्म एक ही है, और एक प्रकार से सबको दिया गया है। 
हां, विधि-विधान में भेद हुआ है, और यह भेद अनिवाय था, 
क्योंकि हर युग और हर जाति की अजस्था एक सी नहीं थी । 
यह आवश्यक था कि जैसी जिसकी अवम्था हो, उसी के अनुसार 
विधि ओर व्यवस्था उसे बताइ जाय । इसलिए विधि-विधान 
के भिन्न भिन्न होने से असली धर्म भिन्न भिन्न नहीं हो सकता । 
तुमने धम के तत्त्व को तो भुला दिया है और केवल विधि- 
विधान के भेंदों को लकर एक दूसरे को झूठा कह रहे हो । 

(बच) उसने बतलाया कि तुम्हारी धामिक दलबन्दियों और उनके 
वाह्मय रीति-रिवाज का मनुष्य की मुक्ति और कल्याण के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं । ये दलबन्दियां तुम्हारी बनाई हुई हैं । इश्वर 
का ठहराया हुआ धम तो एक द्वी है, और वह सच्चा घम क्‍या 
हे? कुरान बताता है--एक इश्वर की उपासना और सदाचरण 
का जीवन । जो व्यक्ति भी इश्वर पर विश्वास रखेगा ओर 


सारांश १०७ 


सदाच रण का मार्ग ग्रहण करेगा, उसके लिए मुक्ति है, चाहे 
बह तुम्हारी गिराहबन्दी में शामिल हो, या न हो । 

(छ) कुरान ने साफ़ साफ शब्दों में घोषित कर दिया कि उसके 
उपदेशों का उद्द श्य इसके सिवरा ओर कुछ नहीं कि सभी धर्मों 
के अनुय।यी अपने सवसम्मत और सवस्जीकृत सत्य पर एकत्र 
हो जायें। वह कहता है कि सभी धम सच्चे ४, लेकिन उनके 
अनुयायी सच्च!३ के रास्ते से भटक गये हैं। अगर वे अपनी 
भूली हुई सचाई फिर से अख्तियार कर लें, तो मेरा काम पुरा 
हो गया, और उन्होंने मुझे कबूल कर लिया । सभी धर्मों की यही 
सबसम्मत और सर्वस्वीकृत सच्चाई है जिसे कुरान अलू- 
दीन ( झद्दीन ) और “अल्‌-इस्लाम'” के नाम से पुकाग्ता है । 

(ज) कुरान कटता है, इश्वर का घर्म इललिए नहीं है कि एक 
मनुप्य दूसरे से घृणा करे, बलिक इसलिए है कि प्रत्येक मनुप्य 
दूसरे से प्रेम करे और राब एक ही परमपिता के भक्ति-संत्र 
में बैच कर एक हो जायें। वह कहता है, जब राबका पालनकतो 
एक है, जय राब का लक्ष्य उमी की भक्ति है, जब प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए वही होना है, जैसा कि उलका कम है, तो फिर 
इश्वर ओर धर्म के नाम पर ये समस्त विरोध और लड़ाइयाँ 
क्‍यों हैं ? 

(६ ) संसार के धर्मा की परस्पर भिन्नता केवल भिन्नता तक 
दही परिमित नहों रही, वलकि पारस्परिक घृणा और शत्रुता का भी 
साधन बन गई है। प्रश्न यई है कि यह शत्रुता दूर केसे हो? 


की 
4०८ कुरान और धार्मिक मतभेद 


यह तो हो नहीं सकता कि सब धर्म के अनुयायी अपने दावे में 
सच्चे मान लिये जायें, क्योंकि प्रत्येक घमं का अनुयायी सिफ्र 
यही दावा नहीं करता कि में सच्चा हूँ, बल्कि यह भी दावा करता है 
कि दूसरे भूठे हैं। इसलिए अगर उन सब के दावे मान लिये जाये, 
तो मान लेना पड़ेगा कि हर धर्म एक ही समय में सच्चा भी है 
ओर भूठा भी । यह भी नहीं हो सकता है कि सबको क्ूूठा फ़रार 
दिया जाय, क्योंकि अगर सब धर्म झूठे हैं, तो फिर घामिक सत्य है 
कहाँ ? इसलिए यदि कोइ तरीक़ा झगड़ा मिटाने का हो सकता है, 
तो वह वही है जिसका उपदेश लेकर कुरान प्रकट हुआ है । सारे 
धम सच्चे हैं, क्योंकि वास्तविक धर्म एक ही है, और बह सबको 
दिया गया है, लेकिन समस्त धर्मों के अनुयायी धामिक सत्य से 
अलग हो गये हैं, क्योंकि उन्होंने धम की वास्तविकता और उसकी 
एकता नष्ट कर दी है, और अपनी गुमराही से अलग अलग 
टोलियाँ बना ली हैं। अगर इस गुमराही से लोग हट जाये और 
अपने अपने धम की वास्तविक शिक्षा को अपना लें, तो सब धार्मिक 
भंगड़े स्त्रयं मिट जाये गे। प्रत्येक गिरोह देख लेगा कि डसका मार्ग 
भी वास्तव में वही है जो ओर गिरोहों का है। कुरान कहता है कि 
सभी धर्मां का यही सबसम्मत और सवस्त्रीकृत सत्य “अद्दीनः है, 
यानी मनुष्यजाति के लिए यही वास्तविक धमं है और इसी को 
वह “अल -इस्लाम' के नाम से पुकारता है । 

(७) मनुप्य-जाति के पारस्परिक प्रेम और एक्य के जितने भी 
सम्बन्ध हो सकते थे, सब मनुष्यों के द्वी हाथों टूट चुके | सब की 


सारांश १०६ 


नसल एक थी, परन्तु हज़ारों हो गई! । सबकी जाति एक थी, 
परन्तु असंख्य जातियाँ बन गई । सबका जन्‍्मस्थान एक ही था, 
पर वे अलग अलग देशों में बट गये। सब का द्रजा एक था, 
लेकिन अमीर ओर गरीब, कुलीन तथा अकुलीन, ऊँच और नीच 
बहुत सी श्रेणियाँ बना ली गई । ऐसी अवस्था में वह कोन सा 
सम्बन्ध है जो इन सब विभिन्नताओं और विपमताओं को मिटा 
कर मनुप्यमात्र को एक ही पंक्ति में ला खड़ा कर सकता है! 
कुरान कहता है कि वह सम्बन्ध इश्वर-भक्ति का सम्बन्ध है, जो 
मनुष्य के बिछड़ हुए परिवार को फिर से एकत्र कर दे सकता है। 
यह विश्वास कि हम सब का पालनकता एक ही है, ओर हम सब 
के सिर उसी एक की चोखट पर मुक्के हुए हैं, ऐक्य और प्रेम के 
ऐसे भाव हममें उत्नन्न कर देता है कि मनुधष्य-निमित भेंदों का 
उन पर बिजयी दो सकना सवथा असम्भव है । 


